





मेराज 
की बातें 


मौलवी मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्दशहरी (रह०) 








6 इदारा इशाअते दीनियात (प्रा) लि० 


इस पुस्तक की नकुल करने या छापने के उद्देश्य से किसी पृष्ठ या शब्द का 
प्रयोग करने, रिकार्डिंग, फोटो कापी करने या इसमें दी हुई किसी भी जानकारी 
को एकत्रित करने के लिए प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है। 


पुस्तक का नाम : मेराज की बातें 


लेखक : मौलवी मुहम्मद आशिक इलाही बुलन्दशहरी (रह०) 
अनुवादक : अहमद नदीम नदवी 


| ॥॥ ॥॥| 


प्रकाशन : 2009 


[88] 8-70-452-6 
]7-026-09 


4206/757८व 89 
703724 ॥8प.4?.87-7-2|धाश47' (0) 77. 
68/2, 2093 प्र0प्5९, प्र्चरात्व ारराप्रत90ा/॥ 
९७ ॥0९]#-0 03 ([एञ09) 
वृ6.: 2695 6832-34 7४%: +9]-]]-2694 2787 
शिक्षा: व06॥0474.00०7 $4९5(9)0 बाबत 
शांत्ा प$ था: एजए/०.-ं99-9.,९0077 
7८&8॥९0 & ?7#720 ॥ [708 
7397&शाटव 477 9०77 फछशंशआंणा 
॥04२4 ॥5प.4! 4ढ-7-9)/|षा ९७7 (?)॥॥7)., 
?,0. 805 9795, ३गज्भातन पि29 ९७ 0200-व0025 (ए्तपां9) 





मेराज की बातें ४. 





विषय-सूची 

विषय पृष्ठ 
. अपनी बात 

मेराज की बातें 

बुर्रक़ पर सवार होकर बैतुल मक़्दिस का 

सफ़र करना और वहां हज़रात अंबिया किराम 

अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु की इमामत करना ]4 

सहीह बुख़ारी में मेराज के वाक्रिए की तफ़्सील 8 

आसमानों पर तश्रीफ़ ले जाना और आपके लिए 

दरवाज़ा खोला जाना, हज़रात अंबिया किराम से 

मुलाक़ात फ़रमाना और उनका मरहबा कहना 8 

अल-बैतुल मामूर और सिदरतुल मुन्तहा का देखना 9 

पचास नमाज़ों का फ़र्ज़ होना और हज़रत मूसा अलैहि० 

के तवज्जोह दिलाने पर और बार-बार दरख़्वास्त करने 


पर पांच नमाज़ें रह जाना 99 
नमाज़ों के अलावा दूसरे दो इनाम 24 
मेराज में दीदारे इलाही (अल्लाह का दीदार) ,.. 95 
क्रैश का झुठलाना और उन पर हुज्जत कायम होना श्र 
. '* अल्लाह तआला ने बैतुल मक़्दिस को 

. आपके सामने पेश फ़रमाया 28 
हिरक़्ल क़ैसरे रुम के सामने एक पादरी की गवाही 30 
मेराज के सफ़र की कुछ देखी बातें 32 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 


ह 


क़ब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखना 
ऐसे लोगों पर गुज़रना जिनके. 
होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे 

कुछ लोग अपने सीनों को नाख़ूनों से छील रहे हैं 
सूदख़ोरों की बदहाली 

फ़रिश्तों का पछना लगाने के लिए ताकीद करना 
मुजाहिदों का सवाब 

कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे 
ज़कात न देने वालों की बदहाली 

सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले लोग 

लकड़ियों का बड़ा गठठर उठाने वाला 

एक बैल का छोटे से सूराख़ में दाखिल होने की कोशिश करना 
जन्नत की ख़ुश्बू 

दोज़ख़ की आवाज़ सुनना 

कुछ लोगों की खालें क्रैंचियों से काटी जा रही थीं 
एक शैतान का पीछे लगना 


मेराज से मुताल्लिक़ हुक्म के फ़ायदे और राज़ 


बुर्रक़ क्या था और कैसा था? 

बुरक़ि की शोख्वी और उसंकी वजह 

हज़रत जिब्रील का बैतुल मक़्दिस तक आपके साथ 
बुर्रक़ पर सवार होकर और वहां से ज़ीने के ज़रिए 
आसमानों पर जाना द 
..बाजुल हफ़्ज़ा 


मेंराज की कातें 


33 


38 


. 34 
.. 84 


35 
35 
36 
36 
36 
37 
37 
38 
38 
38 
39 
40 


40 
40 


44 
43 


मेसज' की' कलें 


5 


पहले आसमान पर जहन्नम के दारोगा से 

मुलाक़ात होना और जहन्नम का देखना 

आसमान की हिफ़ाज़त करने वालों ने हज़रत जिन्नील 
से यह सवाल क्यों किया कि आपके सरथ कौन हैं, 
क्या इन्हें बुलाया गया है? 

दूध, शहद और शराब का पेश किया जाना और 
आपका दूध को ले लेना 

सिदरतलु मुन्तहा क्या: है? 

जन्नत में दाखिल होना और नहर कौसर का देखना 
नबियों की मुलाक़ात रूहानी थी या जिस्म के साथ थी 


आसमानों में नबियों (अलैहिस्सलाम) से जो मुलाक़ातें 


हुईं उनकी तर्तीब के बारे में क्‍्याः हिक्मत है? 

शेख इब्ने अबी जमरा का इर्शाद 

नमाज़ों की कमी का जो सवाल किया तो पांच नमाज़ें 
रह जाने! पर आगे सवाल न करने की हिक्क्त 
हज़स्त मूसा अलैहिस्सलाम का रोना और रश्क करना 
हज़रत इब्राहीम ने नमाज़ कम 

करने की तर्गीब क्यों नहीं दी? 

सोने की थाली में ज़मज़म से 

पाक दिल का' धोया जाना 

नमाज़ का बड़ा दर्जा 

क़सीदा बरदा 


45 


44 


47 
49 
50 
5] 


52 
55 


56 
57 


59 


62 
53 
67 


द 72 


6 _  _  _[॒___._._._._._...._._._[ी॒]. ऐ[ मराज की बातें मेराज की बातें 





अपनी बात 


८2४७४। ००४०.--« हि (| 2जी 4०६००) ० ४५ ००.०० (४ ४ (४०) (४.० 
जै32४॥५५ ००४४४ 2०3 १८४५ ४-०१ ८० /_|9े (०४ ००७: )-४। ०७); 
७० 3४०६०) ० (५७११७ डप्स 40 (3 ८४५४५ ४5.. (५.० २.५० ॥ 
द "४-०० ०३१०५६२) 00००५ #ह५नों (० (2५ ५४०५४ ५.६: 


अम्मा बाद! अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ और उसके करम से 
यह रिसाला (छोटी किताब) तैयार किया है, जिसमें इसरा और मेराज 
के वाक़रिए दर्ज किए हैं। आम तौर से सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम 
और हदीस की दूसरी किताबों से रिवायतें जमा की हैं। तफ़्सीर -की 
किताबों में ज़्यादातर तफ़्सीर इब्ने कसीर से रिवायतें ली हैं और कुछ 
चीज़ें इमाम बैहक़ी की दलाइलुन्नुबूवत और सीरत इब्ने हिशाम से भी 
ली हैं। अलहम्दु लिल्‍लाह यह मज्मूआ मुस्तनद भी है और मुफ़स्सल 
भी। मेराज के सफ़र की बातें और रिवायतें हदीस की किताबों में 
तलाश और जांच-पड़ताल के बाद लिखी हैं और मेराज के हुक्म और 
असरार जो हदीस की शरह लिखने वालों की किताबों में मिले, उन्हें 
भी लिख दिया है। क्‍ द 


मेराज की बातें 7 
मेराज शरीफ़ का वाक़िया लगभग 25 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु 
अन्हुम से रिवायत किया गया है, जिनमें हज़रत अनस बिन मालिक, 
हज़रत अबूज़र ग्रिफ़ारी, हज़रत मालिक बिन सासआ, हज़रत बुरैदा 
अस्लमी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी, 
हज़रत शद्दाद बिन औस, हज़रत इब्मे अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद, हज़रत अबू हरैरह, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हुम भी 
हैं। मेशज शरीफ़ का अज़ीम वाक़िया, जो रसूले अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम के अज़ीम मोजज़ों में से है, किस सन में पेश आया, 
इस बारे में सीरत पर लिखने वालों के कई क़ौल हैं। एक क़ोल यह 
है कि बेसत के दस साल गुज़र जाने के बाद मेराज़ का वाक़िया 
हुआ। हज़रत इब्ने शहाब ज़ोहरी ने फ़रमाया कि मदीना मुनव्वरा को 
हिजरत करने से एक साल पहले मेराज हुई और एक क़ौल यह भी 
है कि हिजरत से सोलह साल पहले मेराज का वाक़िया पेश आया। 
ये सभी क़ौल'हाफ़िज्ञ इब्ने कसीर ने अल-बिदाया वन्निहाया, पृ० 
08, भाग 3 में लिखे हैं। शारेह बुख़ारी अल्लामा किर्मानी ने और 
शारेह मुस्लिम अल्लामा नववी ने एक क़ौल यह भी लिखा है कि 
बेसत के पांचवें साल मेराज हुई। वललाहु आलम बिस्सवाब। 


पहले सूरः इसरा की सबसे पहली आयत का तर्जुमा और तफ़्सीर 
पढ़ें, इसके बाद हदीसों का मज़्मून शुरू होगा। इस रिसाले का नाम 
“अन्वारुस्सिराज फ़ी ज़िक्रित असरा अल-मेराज़ तज्वीज़ करता हूं। जो 
.. लोग भी इसे पढ़ें, अहक़र के लिए, अहक़र के वालिदेन और मशाइख़ 


8 _ __ | नेसुज की बाते 
के लिए और उन तालिब इल्मों के लिए दुआ करें जो इस रिसाले की 
तैयारी और मस्विदा तैयार करने में मेरे मददगार बने। 

वललाहुल मूफ़िक़क्ल मुअऔन 

अल-अब्दुल फ़क्ीर अला रहमते रब्बिही 

मुहम्मद आशिक़ इल्ाही बुलन्दशहरी 

' अफ़ल्लाहु अन्हु व आफ़ाहु व ज-अ-ल आख़िरतहू ख़ैरम मिन 
ओलाद 
“-अल-मदीनतुल मुनव्वरा, पहली रजब 745 हि० 


मेराज की बाते क्‍ 9 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 


मेराज की बातें 


नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम० 
कुरआन मजीद में इज्माली तौर पर मेराज शरीफ़ का वाक़िया 
बयान फ़रमाते हुए इशदि फ़रमाया है- 
जाए १०६-ी (टी 6>ी 2०६०-४८ ५ ५०५-४ कु] 54 की 
दरस्ती द+-00 # 0 «४ ८० 5,28% ४१४७४ 
तर्जुमा-'पाक है वह ज़ात जिसने अपने बन्दे को एक रात में 
मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक सफ़र कराया, जिसके चारों ओर 
हमने बरकतें रखी हैं, ताकि हम उसे अपनी आयतें दिखाएं। बेशक 
अल्लाह तआला सुनने वाला है, जानने वाला है।' 
यह सूरः इसरा की पहली आयत है। इसमें यह बात साफ़ हैं कि 
अल्लाह तआला ने एंक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
 सलल्‍लम को मस्जिदे हराम से लैंकर मस्जिदें अक़्सा तक सैर करायी 
और सूर: “क्न्नंज्मः की आयत-! 
६5४ ५६४५ ६;२-७॥ ५-४३) ०४१४४ ४ ७४:५० ५,३६४ ३३४६५ 4५५ 
-७/3॥ 43 २४८2७ 4 4५७५५ +ह 
में यह बात भी साफ़ है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम ने ऊपरी दुनिया में अल्लाह तआला की बड़ी-बड़ी आयतें 
है” + १०१ ०मल व निम्जां) देखीं। 
हराम' उस मस्जिद का नाम है जो काबा शरीफ के चारों तरफ 
. लफ़्ज “हराम” मोहतरम के मानी में है। 





0 ना मेराज की बातें 


४3-७७७७७७४७८ा७#८ननभभ्रा#्#का-ा ४ ्ििशशशश//शश#शशनभयतथत 
है और कभी-कभी हरमे मक्का भी इससे मुराद हुआ है (जैसा कि अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया) 





2४) 2०४८-०० “८ «४-४ (2०४ ४) 


आयत को लफ़्ज़ सुब्हानल्लज़ी” से जो शुरू फ़रमाया है, उसमें 
उन कम समझों के ख़्याल व॑ गुमान की तर्दीद (खंडन) है, जो इस 
वाक़िया को महाल (नामुम्किन) और मुम्तना (जो न हो सके) समझते 
थे और अब भी कुछ जाहिल ऐसा ख़्याल करते हैं। ये लोग अल्लाह 
की अज़ीम कुदरत में शक करते हैं। उनको रद्द करते हुए फ़रमा दिया 
कि अल्लाह को,सब कुछ कुदरत हासिल है। वह किसी भी चीज़ से 
आजिज़ नहीं है। वह जो चाहता है, कर सकता है, वह हर कमी और 
ऐब से पाक. है। उसकी क़ुंदरत कामिल है, कोई चीज़ उसके लिए 
भारी नहीं और “असरा बिअब्दिही! जो फू्रमाया और उसके अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बन्दे होने की शान को 
बयान फ़रमाया। बन्दा होना बहुत बड़ा मक़ाम है। अल्लाह का बन्दा 
होना बहुत बड़ी बात है। जिसे अल्लाह ने अपना बन्दा बना लिया 
और यह एलान फ़रमा दिया कि वह हमारा बन्दा है, उससे बड़ा कोई 
शरफ़ नहीं, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फ़रमाया है कि- 

02*] ०५०) ०॥.५ थे जी #>+ ४ ० 

अल्लाह के लिए सबसे प्यारे नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान 
हैं ।! -मिश्कातुल मसाबीह, प्रृ० 409 

एक बार एक फ़रिश्ता ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उसने अर्ज़ किया... 


मेरज की बात... _| 
कि आपके रब ने सलाम फ़रमाया है और फ़रमाया है कि अगर तुम 
चाहो तो बन्दा बनने वाले नबी बन जाओ और अगर चाहो तो 
बादशहत वाले नबी बन जाओ। आपने मश्विरा लेने के लिए जिब्रील 
की तरफ़ देखा। उन्होंने तवाज़ो अपनाने का मश्विरा दिया। आपने 
जवाब दे दिया कि बन्दा बनने वाला नबी बनकर रहना चाहता हूं। 
हज़रत आइशा रज़ि० जो इस हदीस की रिवायतं करने वाली हैं 
उन्होंने बयान किया कि इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम तकिया लंगा कर खाना नहीं खाते थे। आप फ़रमाते 
थे कि मैं ऐसे खाता हूं जैसे बन्दा खाता है और ऐसे बैठता हूं जैसे 
बन्दा बैठता है। -मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 5श, अज़ शरंहस्मुन्न : 
इसरा के वाक़िए को बयान करते हुए लफ़्ज़ 'अब्दुह लाने में एक 
हिक्मत यह भी है कि वाक़िए की तफ़्सील सुनंकर किसी को यह 
वहम न हो जाए कि आपकी हैसियत बन्दा होने से आगे बढ़ गई और 
आपकी शान में कोई ऐसा एतक़ाद न कर लें कि बन्दा होने की 
हैसियत को आगे बढ़ा कर अल्लाह की शाने उलूहियत में शरीक 
क़रार दे दे और जैसे नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में गुलू करके 
गुमराह हुए, इस तरह की कोई गुमराही उम्मते मुहम्मदिया अला 
 .साहिबिस्सलातु वस्सलामु में न आ जाए। क्कुरआन मजीद में यह बात 
साफ़ लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को 
एक रात मस्जिदे हराम से लेकर मस्जिदे अक़्सा तक सैर कराई। 
मस्जिदे हटाम उस मस्जिद का नाम है जो काबा शरीफ़ के चारों तरफ़ 
है और कभी-कभी हरमे मक्का पर भी इसका इतलाक़ हुआ है, जैसा 
कि अल्लाह तआला का क़ौल है- 








क्‍ (थी थक) 4 (55७ 2,/॥ 9! द 
और मस्जिदे अक़्सा बैतुलं मंक़िदिस का नाम है जो शाम में है। 
_फ़ज़ जक़्सा ज़्यादा दूर काली चीज़ के 'लिए इस्तेमाल होता है। 


42 ह “...तहन...रैराज की बातें मेराज की बातें 





मस्जिदे अक़्सा को अक़्सा क्‍यों कहा जाता है, इसके बारे में कई क़ौल 


हैं। रुहुल मआनी के लिखने' वाले लिखते हैं, चूंकि वह हिजाज़ 
रहने वालों से दूर है, इसलिए उसकी सिफ़त (विशेषण) अक़सा लाई 
गई और एक क़ौल यह है कि जिन मस्जिदों की जियारत की जाती 
है, उनमें वह सबसे ज़्यादा दूर है। कोई आदमी मस्जिदे हराम से 
रवाना हो तो पहले मदीना मुनव्वरा से गुज़रेगा, फिर बहुत दिनों के 
बाद मस्जिदे अक़्सा पहुंचेगा। जब ऊंटों पर सफ़र होते थे तो मस्जिदे 
हराम से मस्जिदे अक़्सा तक चालीस दिन का सफ़र था और एक 


क़ौल यह है कि मस्जिदे अक़्सा इसलिए कहा गया कि वह गन्दी और 


ख़बीस चीज़ों से पाक है।.. -रूहुल मआनी, पृ० 9, भाग ॥5 
मस्जिदे अक़्सा के बारे में 'अल्लज़ी बारकना हौलहू' फ़रमाया 


यानी जिसके चारों तरफ़ हमने बरकत दी है, यह बरकत दीनी 


एतबार से भी और दुन्यवी एतबार से भी। दीनी एतबार तो यों है 
कि बैतुल मक्रिदिस हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु 
की इबादतगाह है और उन.लोगों का क्िब्ला रहा है और वह उन तीन 


मस्जिदों में से है, जिनकी तरफ़ सफ़र करने की इजाज़त दी गई है. 


और इसके चारों तरफ़ हज़रात अंबिया किराम दफन किए हुए हैं और 
दुन्यवी एतबार से इसलिए बरकत वाला है कि वहां पर नहरें और पेड़ 


बहुत हैं। | मम 
“'लिनुरियहू मिन आयातिना” (ताकि हम अपने बन्दे को अपनी 


असल बसे आते 3 
आयते यासी कुदरत के अजाइब दिखाएं) एक रात में इतना लम्बा 
सफ़र हो जाना और हज़सले अंबिया क्रिराम अलैहिमुस्सलातु बस्सलामु 
. से मुलाक़ातें हो जासा, उनकी इमामत करना और रास्ते में बहुत-सी 

चीजें देखना, सह सत्र कुदरत के अजाइब में से था। 

इन्महू 'हुबस्सेमीउल बसीर” (बिला शुबहा अल्लाह सुनने वाला 

और देखमे बाला है) सांहिबे.मआलिमभुत्तंज्ञील लिखते हैं कि 'अस्समीअ 
फ़रमा कर यह बताया कि अल्लाह दुआओं. का सुनने वाला है और 
'अल-बसीर' फ़रमा कर यह ज़ाहिर क्र दिया _कि बह सब कुछ देखने 
बाला है और सत के अंधेरों में हिफ़ाअत करने वाला है। 
.. सूरः इसरा में मस्जिंदे अक़्सा तक सफ़र करने का ज़िक्र है और 
हंदीसों में आसमानों पर जाने बल्कि सिदरतुल मुन्तहा, बल्कि उससे 
भी ऊपर तक तश्रीफ़ ले जाने का ज़िक्र है। अह्ले सुन्‍्नत वल 
जमाअत का यही मज़हब है कि अल्लाह तआला ने आपको एक ही . 
रांत में मंस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़्सा तक और फिर वहां से सातवें 
आसमान से ऊपर तक सैर कराई, फिर उसी रात में वापस मक्का .. 
मुअज़्जमा पहुंचा दिया और यह आना-जाना सब जागने की हालत में 
था और जिस्म व रूह दोनों के साथ था। 

हदीस शरीफ़ की किताबों में मेराज के वाक्रिए को इसरा. भी कहा 
जाता है। क्ुरंआंन मजीद में सुब-हांनल्लज़ी असरा बिअब्दिही' 
फ़रमाया है और हदीसों में आसमानों पर तश्रीफ़ ले जाने के बारे में 
सुम-म' उरि-ज बी फ़रंमाया हैं, इसलिए इस पाक वाक़िए को इसरा 
और मेराजं दो नामों से याद किंयां जाता है, तफ़्सील से ज़िक्र आ रहा 
है। हम पहले सहीह बुख़ारी और संहीह मुस्लिम की रिवायतें नक़ल 





ढ़ ् 








[4 मेराज की बातें 


करते हैं। सहीह मुस्लिम की रिवायतें ली हैं, क्योंकि इसमें मस्जिदे 
. हराम से मस्जिदे अक़्सा तक पहुंचने और फिर ऊपरी दुनिया में 
तश्रीफ़ ले जाने का ज़िक्र है। सहीह बुख़ारी की किसी रिवायत्त में हमें 
मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़्सा तक पहुंचने का ज़िक्र नहीं मिला। 
इसलिए बुख़ारी की रिवायत को बाद में ज़िक्र लिया है। द 


बुर्कक़ पर सवार होकर बैतुल मक़्दिस का 
सफ़र करना ओर वहां हज़रात अंबिया किराम 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु की इमामत करना 


. सहीह मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु 
से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ़रमाया कि मेरे पास एक बर्रक़ लाया गया जो लम्बा, सफ़ेद रंग का 
चौपाया था, उसका क्रद गधे से बड़ा और ख़च्चर से छोटा था, वह 
अपना क़दम वहां तक रखता था, जहां तक उसकी नज़र पड़ती थी। 
मैं उस पर सवार हुआ, यहां तक कि मैं बैतुलमक़्दिस तक पहुंच गया। 
मैंने उस बर्रक़ को उस हलक़े से बांध दिया, जिससे हज़रात अंबिया 
किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बांधा करते थे, फिर मैं मस्जिद में 
दाखिल हुआ और उसमें दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ी, फिर मस्जिद से बाहर 
आया, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बरतन में शराब 
और एक बरतन में दूध लेकर आए। मैंने दूध को ले लिया, इस पर 
जिब्रील ने कहा कि आपने फ़ितरत को अख़्तियार किया, फिर हमें 
आसमान की तरफ़ ले जाया गया और पहले आसमान में हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम और दूसरे आसमान में हज़रत ईसा और हज़रत यह्या 





मेराज की बातें 5 
अलैहिस्सलाम और तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और 
चौथे आसमान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और पांचवें आसमान 
में हज़रत उग्र और छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिमस्सलाम से 
मुलाक़ात हुई और सबने मरहबा कहा और सातवें आसमान में हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। उनके बारे में आपने बताया 
कि वह बैतुलमामूर से टेक लगाए हुए तश्रीफ़ फ़रमा थे और यह भी 
बताया कि बैतुलमामूर में रोज़ाना सत्तर फ़रिश्ते दाखिल होते हैं जो 
दोबारा उसमें लौट कर नहीं आते। 

फिर मुझे सिदरतुल मुन्तहा तक ले जाया गया। अचानक देखता 
हूं कि पत्ते बड़े-बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों और उसके फल इतने 
बड़े-बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुन्तहा को अल्लाह के हुक्म 
से ढांकने वाली चीज़ों ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया। 
अल्लाह की किसी भी मख़्लूक़ में इतनी ताक़त नहीं कि उसके हुस्न 
को बयान कर सके | उस वक़्त मुझ पर अल्लाह तआला ने उन चीज़ों 
की वध्य फ़रमाई जिसकी वध्य उस वक़्त फ़रमाना था और मुझ पर 
रात-दिन में रोज़ाना पचास नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ किया गया। मैं वापस 
उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़र हुआ तो उन्होंने मालूम किया 
कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया? मैंने कहा, 
पचास नमाझ़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाइए, और 
अपने रब से कमी का संवाल कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी 
ताक़त नहीं रख सकंती, मैं बनी इसराईल को आज़मा चुका हूं। 
।. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज्ि० की रिवायत में है कि सिदरतुल मुन्तहा 

को सोने के परवानों ने ढांक रखा था। 





6 मेराज की बातें 


आपने फ़रमाया कि मैं अपने रब की तरफ़ वापस लौटा और अर्ज़ 
किया कि ऐ रब! मेरी उम्मत पर कमी फ़रमा दीजिए। चुनांचे पांच 
नमाज़ें कम फ़रमा दीं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया 
और मैंने बताया कि पांच नमाज़ें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, 
आपकी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रख सकती। आप अपने रब से 
रुजू कीजिए और कमी का सवाल कीजिए। आपने फ़रमाया कि मैं 
बार-बार वापस होता, (कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता, 
कभी अल्लाह के दरबार में हाज़िरी देता) यहां तक कि पांच नमाज़ें 
रह गईं। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि ऐ मुहम्मद! यह रोज़ाना 
दिन-रात में पांच नमाज़ें हैं। हर नमाज़ के बदले दस नमाज़ों का 
सवाब मिलेगा, इसलिए यह (सवाब में) पचास ही हैं। जो आदमी 
किसी नेकी का इरादा करेगा, फिर उसे न करेगा, तो उसके लिए 
(सिर्फ़ इरादे की वजह से) एक नेकी लिख दी जाएगी और जिस 
आदमी ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 
दस नेकियां लिख दी जाएंगी और जिंस आदमी ने किसी बुराई का 
इरादा किया और उस पर अमल न किया, तो कुछ भी न लिखा 
जाएगा और अगर अपने इरादे के मुताबिक़ अमल कर लिया तो एक 
ही गुनाह लिखा जाएगा। आपने फ़रमाया कि मैं नीचे वापस आया 
और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी तो 
उन्होंने कहा कि वापस जाओ और अपने रब से कमी का सवाल 
करो। मैंने कहा कि मैं अपने रब की बारगाह में बार-बार रुजू करता 
रहा, यहां तक कि अब मुझे शर्म आ गई।' 
). मुस्लिम, भाग 3, पृ० 9 


मेराज की बातें ॥7 


सही मुस्लिम, भाग , पृ० 6 में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु 
अन्हु की रिवायत के मुताबिक़ यह भी है कि मैंने अपने आपको 
हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु की जमाअत में - 
देखा, इसी बीच नमाज़ का वक़्त हो गया, तो मैंने उनकी इमामत 
की। जब मैं नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा कि 
ऐ मुहम्मद! यह जहन्नम का दारोग्रा है, इसको सलाम कीजिए। मैं 
उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ तो उसने ख़ुद सलाम कर लिया। (यह 
बैतुलमक़िदिस में इमामत फ़रमाना) आसमानों पर तश्रीफ़ ले जाने से 
पहले वाक़े हुआ। 

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने अपनी तफ़्सीर भाग 5, पृ० 6 में हज़रत 
अनस बिन मालिक रज़ि० की रिवायत जो इब्ने अबी हातिम के हवाले 
से नक़ल की है, उसमें यों है, (अभी बैतुल मक्िदिस ही में थे) कि 
बहुत से लोग जमा हुए, फिर एक अज़ान देने वाले ने अज़ान दी। 
इसके बाद हम सफ़ें बनाकर खड़े हो गए, इन्तिज़ार में थे कि कोन 
इमाम बनेगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ कर . 
आगे बढ़ा दिया और मैंने हाज़िर लोगों को नमाज़ पढ़ा दी। जब मैं 
नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो जिब्रील अलैहि० ने कहा कि ऐ मुहम्मद! 
आप जानते हैं कि आपके पीछे किन लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। मैंने 
कहा, नहीं । जिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु से पहले मुलाक़ात 
हो चुकी थी, उनके अलावा भी बहुत से लोगों ने आपकी इक़्तिदा में 
नमाज़ पढ़ी थी और सबसे तआरुफ़ भी नहीं हुआ, इसलिए यों फ़रमा 
दिया कि मैं इन सबको नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहि० ने कहा 
कि जितने भी नबी अल्लाह तआला ने भेजे हैं, उन सबने आपके पीछे 





48 मेराज की बातें 
:2७४७७७छछञछऋछञा७ किम ि छाल द 22शनायाका तन सस 
नमाज़ पढ़ी है।' (इसके बाद आसमानों पर जाने का तज़्किरा है|) 


सहीह बुख़ारी में मेराज के वाक़िए की तफ़्सील 

सहीह बुख़ारी में मेराज का वाक़िया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० 
की रिवायत के मुताबिक़ कई जगह रिवायत किया गया है कि कहीं 
हज़रत अनस रज़ि० ने हज़रत अबूज़र रज़ि० के वास्ते से और कहीं 
हज़रत मालिक बिन सासआ अंसारी रज़ि० के वास्ते से बयान किया है ॥ 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मालिक बिन सासआ 
रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से बयान किया है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशद फ़रमाया कि मैं काबा के क़रीब 
इस हालत में था कि जैसे मैं कुछ जाग रहा हूं, कुछ सो रहा हूं। मेरे 
पास तीन आदमी आए, मेरे पास सोने का तश्त लाया गया, जो 
हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था। मेरा सीना चाक किया गया, 
फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया गया। फिर उसे हिक्मत और 
ईमान से भर दिया गया, इसके बाद उसको दुरुस्त कर दिया गया 
और मेरे पास एक सफ़ेद चौपाया लाया गया, वह कद में ख़च्चर से 
कम था और गधे से ऊंचा था। यह चौपाया बुर्रक़ था। 


आसमानों पर तश्रीफ़ ले जाना और आपके लिए 
दरवाज़ा खोला जाना, हज़रात अंबिया किराम से 
मुलाक़ात फ़रमाना और उनका मरहबा कहना 

मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुआ, यहां तक कि 
क़रीब वाले आसमान तक पहुंच गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 


. मज्मउज़्जवाइद, भाग ।, पृ० 74 
2. देखो, पृ० 50 और पृ० 455 और पृ० 47 और पृ० 548, भाग ], 


मेराज की बातें १9 


ल्ययया७ल-.ज.सतटसससससीय आ-न3न3-.मान+न कम 5मनमभ७« ७» ऊप»७+++०+ मजे मऊ पाक ५ कर न नवनक५ नरक - मम म्‌७१०५५»४फ-लक५५५००००७०७७०५५७७७७५७५०७७५०५-७ 


ने आसमान के ख़ाज़िन से कहा कि खोलिए। उसने सवाल किया कि 
आपके साथ कीन है? जिब्नील ने जवाब दिया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम हैं। उसने मालूम किया, क्या उन्हें बुलाया गया है? 
जिब्रील ने जवाब दिया, हां, उन्हें बुलाया गया है। इस पर उसने 
मरहबा कहा और दरवाज़ा खोल दिया गया और कहा गया, उनका 
आना बहुत अच्छा आना है। द 
हम ऊपर पहुंचे तो वहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पाया। 
मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने फ़रमाया; 'मरहबम मिनइब्निवं-व 
नबीयिन” (बेटे और नबी के लिए मरहबा है।) फिर हम दूसरे 
आसमान तक पहुंचे, वहां भी जिब्रील से इसी तरह सवाल व जवाब 
हुआ जो पहले आसमान में दाख़िल होने से पहले किया गया था। 
जब दरवाज़ा खोल दिया गया, ऊपर पहुंचे तो वहां ईसा और यद्या 
अलैहिमस्सलाम को पाया। उन्होंने भी मरहबा कहा। उनके लफ़्ज़ यों 
थे, मरहबम बि-क मिन अख़िन व नबीयिन” (मरहबा हो भाई के 
लिए और नबी के लिए) फिर हम तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां 
जिब्रील से वही सवाल व जवाब हुआ जो पहले आसमानों में दाखिल 
होने से पहले हुआ था। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम ऊपर 
पहुंच गए। वहां हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें 
सलाम किया। उन्होंने 'मरहबम बि-क मिन अख़िन व नबीयिन' 
कहा। 
फिर हम चौथे आसमान तक पहुंचे वहां भी जिब्रील अलैहिस्सलाम 
से पहले की तरह सवाल-जवाब हुआ। दरवाज़ा खोल दिया गया 
तो हम ऊपर पहुंच गए। वहां इदरीस अलैहिस्सलाम को पाया। 


20 मेराज की बातें 


मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने भी वही कहा, 'मरहबम बि-क 
मिन अख़िन व नबीयिन'। फिर हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो 
वहां भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहले की तरह सवाल व जवाब 
हुआ। दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुंचे। वहां हारून 
अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने भी 
भमरहबम बि-क मिन अख़िन व नबीयिन” कहा। फिर हम छठे 
आसमान पर पहुंचे, वहां भी पहले की तरह हज़रत जिब्रिल 
अलैहिस्सलाम से वही सवाल व जवाब हुए। जब दरवाज़ा खोल 
दिया गया तो हम ऊपर पहुंच गए। वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी मरहबम बि-क 
मिन अखिन व नबीयिन”! कहा। जब मैं आगे बढ़ गया, तो वह 
रोने लगे। उनसे सवाल किया गया कि आपके रोने की वजह क्‍या 
है? उन्होंने जवाब दिया कि एक लड़का मेरे बाद नबी बनाकर 
भेजा गया, उसकी उम्मत के लोग जन्नत में दाख़िल होंगे जो मेरी 
उम्मत के दाख़िल होने वालों से अफ़ज़ल होंगे। 
दूसरी रिवायत में है कि उसकी उम्मत के लोग जन्नत में दाख़िल 
होने वाली मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा होंगे। फिर हम सातवें आसमान 
पर पहुंचे, वहां भी जिब्रील से पहले की तरह सवाल व जवाब हुआ | 
जब दरवाज़ा खुल गया तो हम ऊपर पहुंचे। वहां हज़रत इंब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने फ़रमाया, 
मरहबम बि-क मिन इब्निन व नबीयिन। (हज़रत आदम और हज़रत 
इब्राहीम ने 'मरहबम बि-क मिन इब्निन व नबीयिन” फ़रमाया, क्योंकि 
आप उनकी नल्ल में थे। बाक़ी लोगों ने 'मरहबम बि-क मिन 


मेराज की बातें रा 
आख़िनव नबीयिन' फ़रमाया।' 


अल-बैतुल मामूर ओर सिदरतुल मुन्तहा का देखना 


इसके बाद अल-बैतुल मामूर मेरे सामने कर दिया गया। मैंने 
जिब्रील अलैहि० से सवाल किया, यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया, 
यह अल-बैतुल मामूर है। इसमें हर दिन सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ 
पढ़ते हैं, जब निकल कर चले जाते हैं, तो कभी भी वापस नहीं होते, 
फिर मेरे सामने सिरातुल मुन्तहा लाया गया। क्‍या देखता हूं कि 
उसके बेर हिज़ः के मटकों के बराबर हैं और उसके पत्ते हाथी के 
कानों के बराबर हैं। 

सिदरतुल मुन्तहा की जड़ में चार नहरें नज़र आई-दो बातिनी 
नहरें और दो ज़ाहिरी नहरें। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से मालूम 
किया। उन्होंने जवाब दिया कि बातिनी दो नहरें जन्नत की नहें हैं 
और जाहिरी दो नहरें फ़रात और नील हैं।* (फ़रात इराक़ में और नील 
मिस्र में है) 

]. तारीख़ के माहिरों ने लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम के दादा थे और हज़रत नूह के बाद हज़रत आदम की जितनी 
भी नस्ल चली है, वह हज़रत नूह से है, इसलिए आंहज़रत सलल्‍ल० भी हज़रत 
इदरीस की औलाद हुए, इसलिए उन्हें भी मरहबम बि-क मिनब्निन व नबीयिन 
कहना चाहिए था। अगर तारीख वालों की यह बात सही हो, तो इसका जवाब 
यह है कि उन्होंने उख़ुबत (भाईचारा) का ज़िक्र मुनासिब जाना, क्योंकि हज़रात 
अंबिया नुबूवत के एतबार से भाई-भाई हैं और मुहब्बत की वजह से भी और 
अदब की वजह से भी इब्न कहना मुनासिब न जाना। -बुख़ारी, पृ० 455 


2. हिज़ एक जगह थी, जहां बड़े-बड़े मटके बनाए जाते थे। 
8. ये दो नहरें हैं जो अन्दर को जा रही हैं। यह कौसर और नहरे रहमत मालूम 





22 मेराज की नल वन मम कह 
पचास नमाज़ों का फ़र्ज़ होना और हज़रत मूसा 
अलैहि० के तवज्जोह दिलाने पर बार-बार दरख्वास्त 
करने पर पांच नमाज़ें रह जाना 


इसके बाद मुझ पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। मैं वापस आया 
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। उन्होंने मालूम 
किया कि अपनी उम्मत के लिए आपने क्‍या किया। मैंने कहा, मुझ 
पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़् की गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं 
लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूं। बनी इसराईल के साथ मैंने बड़ी क्‍ 
मेहनत की है। (वे लोग फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम न कर सके! 
बेशक आपकी उम्मत को इतनी नमाज़े पढ़ने की ताक़त न होगी। 
जाइए, अपने रब से कम करने का सवाल कीजिए। मैं वापस लौटा... 
और अल्लाह जल्ल शानुहूं से कम करने का सवाल किया तो अल्लाह 
ने चालीस नमाज़ें बाक़ी रखीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात 
कही। मैंने फिर अल्लाह से कम करने का सवाल किया, तो तीस 
नमाज़ें बाक़ी रह गईं। मूसा ने फिर तवज्जोह दिलाई तो कम करने 
का सवाल करने पर अल्लाह की तरफ़ से बीस नमाज़ें कर दी गई। 


होती है कि वे दोनों 'तलसबील' की शाखें हैं। मुम्किन है यह सलसबील और 
इसका वह मौक़ा जहां से नहरे कौसर और नहरे रहमत उससे निकली हैं, ये 
सब सिदरा की दूसरी जड़ में हों और नील व फ़रात का आसमान पर होना 
इस तरह मुम्किन है कि दुनिया में जो नील व फ़रात हैं, ज़ाहिर है बारिश का 
पानी जज़्ब होकर (सूख कर) पत्थर से जारी होता है और बारिश आसमान से 
है, सो जो हिस्सा बारिश का नील व फ़रात का माद्दा है, मुम्किन है कि वह हिस्सा 
आसमान से आता हो, पस॒ इस तौर पर नील व फ़रात की असल आसमान 
पर हुई। -नश्रुत्तीब, तफ़्सीर इब्ने कसीर, भाग 3, पृ० 2 


मेराज की बातें 23 


फिर मूसा अलैहि० ने उसी तरह की बात कही, तो दरख्वास्त करने 
पर अल्लाह की तरफ़ से दस नमाज़ें कर दी गई। मैं मूसा अलैहिस्सलाम 
के पास आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। मेरे दरख़्वास्त करने 
पर अल्लाह ने पांच नमाज़ें बाक़ी रहने दीं। मैंने तस्लीम किया (अब 
दरख़्वास्त नहीं करता) इस पर अल्लाह की तरफ़ से यह निदा दी गई 
कि मैंने अपने फ़र्ज़ का हुक्म बाक़ी रखा और अपने बन्दों से कमी 
कर दी और मैं एक नेकी का बदला दस बनाकर देता हूं (इसलिए 
. अदा करने में पांच रहीं और सवाब में पचास ही रहीं |) 

यह रिवायत सहीह बुख़ारी में पृ० 455 पर है और सहीह बुख़ारी 
पृ० 47। पर, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबूज़र रजियल्लाहु 
अन्हु के वास्ते से मेराज का जो वाक़िया नक़ल किया है, उसमें हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मरहबा कहने के तज़्करे के बाद यों है कि 
आपने फ़रमाया कि फिर मुझे जिब्रील और ऊपर लेकर चढ़े, यहां तक 
कि मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां क़लमों के लिखने की आवाज़ें 
आ रही थीं।' इसके बाद पचास नमाज़ें फ़र्ज़ होने और उसके बाद 
मूसा अलैहिस्सलाम के तवज्जोह दिलाने और अल्लाह के दरबार में 
बार-बार सवाल करने पर पांच नमाज़ें बाक़ी रह जाने का ज़िक्र है और 
उसके आखिर में यह है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया- 

'ला युबदलु क़ौलु ल दय-य” यानी मेरे पास बात बदली नहीं 
जाती (पचास नमाज़ें फ़र्ज़् कर दीं तो पचास ही का सवाब मिलेगा) 





!. फ़रिश्ते, जो अल्लाह की ओर से लागू फ़रमाए हुए फ़ैसले लिखते हैं, या जो कुछ 
लौहे महफ़ूज्ञ से नक़ल कर रहे थे, ये उनके लिखने की आवाज़ें थीं। -शरहे 
मुस्लिम (नववी), भाग , पृ० 92 


24 मेराज की बातें 


और सिदरतुल मुन्तहा के बारे में फ़रमाया कि उन्हें ऐसे रंगों ने ढांप 
रखा था, जिन्हें मैं नहीं जानता, फिर मैं जन्नत में दाख़िल कर दिया 
गया। वहां देखता हूं कि मोतियों के गुम्बद हैं और उसकी मिट्टी सूखी 
है। पृ० 584 पर भी हज़रत इमाम बुख़ारी रह० ने मेराज की हदीस 
ज़िक्र की है, वहां भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत 
मालिक बिन सासआ अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि 
उसमें 'अल-बैतुल मामूर” के ज़िक्र के बाद यों है कि फिर मेरे पास 
एक बरतन में शराब और एक बरतन में दूध और एक बरतन में 
शहद लाया गया। मैंने शहद ले लिया जिसपर जिब्रील अलैहिस्सलाम 
ने कहा, यही वह दीने फ़ितरत है यानी दीने इस्लाम है जिस पर आप 
हैं और आपकी उम्मत है। इस रिवायत में यह भी है कि जब पांच 
नमाज़ें रह गईं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और कम करने के 
लिए कहा, तो आपने फ़रमाया- 
#79 ७०3 ७४५ “न #* 53 गा: 
'मैंने अपने रब से यहां तक सवाल किया कि शरमा गया। अब 
तो मैं राज़ी होता हूं और तस्लीम करता हूं।' 
-बुख़ारी की रिवायत ख़त्म 


नमाज़ों के अलावा दूसरे दो इनाम 

मेराज की रात में नमाज़ों का जो इनाम मिला और पांच नमाज़ें 
पढ़ने पर भी पचास नमाज़ों का सवाब देने का अल्लाह ने जो वायदा 
फ़रमाया, उसके साथ यह भी इनाम फ़रमाया कि सूरः बक़रा की 
आख़िरी आयतें (आ-म-नर्ससूलु से लेकर आख़िर तक) इनायत फ़रमाई 


मेराज की बातें 25 


और साथ ही अल्लाह तआला ने यह वायदा भी फ़रमाया कि जो 
आदमी शिर्क न करता हो (और वह मुसलमान हो) उसके बड़े-बड़े 
गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगेग, और साथ ही इस क़ानून का भी एलान 
फ़रमा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम के 
उम्मतियों के बड़े-बड़े गुनाह बख़श दिए जाएंगे जो शिर्क न करते हों। 
मतलब यह है कि कबीरा गुनाहों की वजह से हमेशा अज़ाब में न 
रहेंगे, बल्कि तौबा से माफ़ हो जाएंगे या सज़ा भुगत कर छुटकारा 
हो जाएगा। (नववी के मुताबिक) काफ़िर और मुश्रिक हमेशा दोज़ख़ 
में रहेंगे। 
मेराज में दीदारे इलाही (अल्लाह का दीदार) 

इसमें इख़्तिलाफ़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मेराज की रात में अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ़ हुए या नहीं। 
अगर दीदार हुआ तो वह खुली आंखों से था या दिल की आंखों से 
था, यानी सर की आंखों से देखा या दिल की आंखों से दीदार 
किया। जमहूर सहाबा और ताबिईन का यही मज़हब है कि हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपने परवरदिगार को सिर की आंखों 
से देखा और तसह्क़ीक़ करने वालों के नज़दीक यही क़ौल राजेह और 
हक़ है। 

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा देखने का इंकार करती 
थीं और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु देखने को साबित 
करते थे और मानते थे। जम्हूर उलेमा ने इसी क़ौल को तर्जीह दी 


. मुस्लिम, भाग !, पृ० 97 


26 मेराज की बातें 
है। अल्लामा नववी शरहे मुस्लिम में लिखते हैं- 





जज +शी € #>भी 3३.० जा "ही ०-१ ८००२ ५०४ ७ ३४५ 
4५) बंओं; 2 ८) ४१0८...) ००७ (2 »«+ (४! ५०: ) ०७ ०५०००) 
७,#४० ७४४ ३३४७ ७७ ५३०७ ०२०० ०-७ ५3 ८ --६२०४॥ ५) ५०। ० ४४ 
थे। .॥8 090७ ० ५53७ ० ४3 ७७ ७) ) # 248 | (. ००००-५० 
(७३२४ घी ० ४9 3 ५०) ४। ५॥ ५०७४, 5 5.) 5.६०) (डप्श्त 
40०७-3१ +४ ]७।७ ०८०) )०7४। ८ ४ (2७०८ थे ०३४-॥ ४ ५-०) 
उठ (*पी 20 # ८००४।३७॥ ८०६० ।39 २०४ ४४ 5.५ ५. ७-६ ०,६६५ 
०४५४ ०५ ५७०७ ०. ५४७ ५३ ५०) +-॥-+-० ५-६३१२१// ० 
%। (गज (7५ 205९ 0-० उ्ल-"-२ २३ € ५०-४५ (४४४ ५०) ४५ ०० ४) 
0१ 0० ह३>अगी २ हो ०-४ 2७०४५ ७०४५ २४-...०-२। ९-७ (५४ (नल 
४34०४ ० ) %। ५७ (०५८४१) / 4) एंकर डर+- १) ४) १० 

>40॥॥ ५» (४ ) 220 १०३४५ ०) ) १४४ १) 


सूरः नज्म में जो 'सुम-म दना फ़-त-दल्ला” और “ल-क्द रआहु 
नज़लतन उख़रा जिन-द सिदरतिल मुन्तहा” आया है, उसके बारे में 
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० फ़रमाती हैं कि उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम 
का देखना मुराद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम 
की ख़िदमत में जिब्रील इंसानी शक्ल में आया करते थे। सिदरतुल 
मुन्तहा के क़रीब आपने उनको असली शक्ल में और इस हालत में 
देखा कि उनके छः सौ पर थे। उन्होंने उफ़क़ को भर दिया था। 


मेराज की बातें 27 


हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही फ़रमाते थे कि 
3 3 ५००४ <०४ ५४3 





और 
७,४४३ ००४ ८2४4४ 
से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का क़रीब होना और देखना 
मुराद है। 


कुरैश का झुठलाना और उन पर हुज्जत क़ायम होना 


बैतुल मक़्दिस तक पहुंचना, फिर वहां से आसमानों तक तश्रीफ़ 
. ले जाना और मक्का मुअज़्ञमा तक वापस आ जाना एक ही रात में 
हुआ। वापस होते हुए रास्ते में एक तिजारती क़ाफ़िले से मुलाक़ात 
हुई जो क़ुरैश का क़ाफ़िला था। वह शाम (सीरिया) से वापस आ रहा 
था। सुबह को जब आपने मेराज का वाक़िया बयान किया तो क्रैश 
ताज्जुब करने लगे और झुठलाने लगे और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
रज़ि० के पास पहुंचे, उनसे कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाई अलैहि व 
सल्लम बयान कर रहे हैं कि रात को उन्होंने इस तरह सफ़र किया, 
फिर सुबह होने से पहले वापस आ गए। हज़रत अबूउक्र ने पहले तो 
यों कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, (उन्होंने ऐसा नहीं कहा) क़सम 
खाकर कहा कि वाक़ई वह अपने बारे में यह बयान दे रहे हैं, इस पर 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ ने कहा कि अगर उन्होंने यह बयान किया है, 
तो सच फ़रमाया है। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ने कहा कि अगर उन्होंने 
यह बयान किया है, तो सच फ़रमाया है। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 


28 मेराज की बातें 


्म््च्च्च्््ण्ण्ण्ध्भ््ण््बाःल ७४४७४ था भभय94 ७ 2#2+2+ 

रज़ियल्लाहु तआला अन्‍्हु से वे लोग कहने लगे कि क्‍या तुम इस बात 

की भी तस्दीक़ करते हो। उन्होंने फ़रमाया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा 

अजीब बातों की तस्दीक़ करता हूं और वह यह कि आसमान से 

आपके पास ख़बर आती है, इसी वजह से उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ 

गया। -बैहक़ी : दलाइलुन्नुबूवत, भाग 2, पृ० 360, अल-बिदाया 
वन्निहाया 


अल्लाह तआला ने बैतुल मक़््दिस 
को आपके सामने पेश फ़रमाया 


मक्का के क्रैश तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। 
बैतुलमक़्दिस उन्होंने देखा हुआ था। कहने लगे, अच्छा अगर आप 
रात बैतुलमक्रिदिस गए थे, उसको देखा है उसमें नमाज़ पढ़ी है, तो 
बताइए बैतुलमक्िदस में फ़्लां-फ़्लां चीज़ें कैसी हैं? यानी उसके स्तून 
और दरवाज़ों और दूसरी चीज़ों के बारे में सवाल करना शुरू किया। 
उस वक़्त आप हतीम में तशरीफ़ रखते थे। आपने फ़रमाया, उन 
लोगों के सवाल पर मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि उस जैसी बेचैनी कभी 
नहीं हुई थी। मैंने बैतुलमक़्दिस को देखा तो था, लेकिन खूब अच्छी 
तरह उसकी हर-हर चीज़ को महफ़ूज़ नहीं किया। इसका क्‍या 
अन्दाज़ा था कि इन चीज़ों के बारे में सवाल किए जाएंगे। अल्लाह 
तजआला शानुहू ने बैतुलमक़िदिस को मेरी तरफ़ इस तरह उठा दिया कि 
मुझसे मक्का के क्ुरैश जो कुछ पूछते थे, मैं उन सबका जवाब देता 
कक “सहीह मुस्लिम, भाग 3, पृ० 96 


मेराज की बातें 29 

कुछ रिवायतों में यों है- 

१५ +£0 ४१ 4 ७+ (४ >ह! ५.३४) किम !68..4 डा *4॥॥ हि 

(अल्लाह ने बैतुलमक़्िदिस को मेरे लिए वाज़ेह तौर पर रोशन 
फ़रमा दिया। मैं उसे देखता रहा और उसकी जो निशानियां पूछ रहे 
थे, वह मैं उन्हें बताता रहा।) -सहीह बुख़ारी, भाग ], पृ० 548 

तफ़्सीर इब्ने कसीर भाग 3, पृ० 75 में है कि जब आपने बैतुल 
मक़्दिस की निशानियां सब बता दीं, तो वे लोग जो आपकी बात में 
शक करने की वजह से बैतुलमक़््दिस की निशानियां मालूम कर रहे 
थे, कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! बैतुलमक़्दिस के बारे में सही 
बयान दिया। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने मक्का के क्रैश 
को यह भी बताया कि मुझे सफ़र में फ़्लां वादी में फ़्लां क़बीले का 
क़ाफ़िला मिला । उनका एक ऊंट भाग गया था। मैंने उन्हें बताया कि 
तुम्हारा ऊंट फ़्लां जगह पर है। उस वक़्त की बात है जब मैं बैतुल 
मक़्दिस की तरफ़ जा रहा था, फिर जब मैं वापस आ रहा था तो 
ज़जनान नामी जगह में पहुंचा तो देखा कि वे लोग सो रहे हैं। एक 
बरतन में पानी था जिसे उन्होंने किसी चीज़ से ढांक रखा था। मैंने 
उसका ढक्‍कन उठाया और पानी पीकर उसी तरह ढांक दिया जिस 
तरह ढका हुआ था कि अरब वाले पानी, दूध और दूसरी मामूली 
चीज़ों के बारे में आम तौर पर बे-इजाज़त ख़र्च करने पर एतराज नहीं 
करते थे। ऐसी चीज़ें बे-इजाज़त इस्तेमाल में लाना उनके यहां चलन 
में था। आम इजाज़त की वजह से खुली इजाज़त महसूस नहीं करते 





30 _ :.._.:: ८: :+ & राज की बातें 
थे। आपने आगे फ़रमाया कि देखो वह क़ाफ़िला तनईम की चोटी से 
ज़ाहिर होने वाला है। उनके आगे-आगे चितकबरे रंग का एक ऊंट 
है, उसके ऊपर सामान के दो बोरे हैं, एक काले रंग का, दूसरा सफ़ेद 
रंग का है। यह बात सुनकर वे लोग जल्दी-जल्दी तनईम की घाटी 
की ओर चल दिए। वहां देखा कि वाक़ई ज़िक्र किया गया क़ाफ़िला 
आ रहा है और उसके आगे-आगे वही ऊंट है। जब क्राफ़िले पर 
गुज़रने की तस्दीक़ हो गई तो उन लोगों ने क़ाफ़िले वालों से पूछा कि 
तुमने किसी बरतन में पानी रखा था? उन्होंने कहा कि हां, हमने एक 
बरतन में पानी ढांक दिया था, फिर देखा कि वह बरतन उसी तरह 
ढंका हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। फिर क़ाफ़िले वालों से 
सवाल किया कि क्या तुम्हारा कोई ऊंट बिदक गया था? उन्होंने 
कहा कि हां, हमारा एक ऊंट बिदक कर चला गया था, हमने एक 
आदमी की आवाज़ सुनी जो हमें बुला रहा था कि यह तुम्हारा ऊंट 
है यह आवाज़ सुनकर हमने उसे पकड़ लिया। कुछ रिवायतों में है कि 
आपने क़ाफ़िले वालों को सलाम भी किया था और उनमें कुछ सुनने 
वालों ने कहा कि यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 


आवाज़ है।' 
हिरक़्ल क़ैसरे रूम के सामने एक पादरी की गवाही 


सन्‌ 06 हि० में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
बादशाहों को इस्लामी दावत के ख़त लिखे, उनमें से एक हिरक़्ल के 





मा मा 
. तफ़्सीर इब्ने कसीर, भाग 3, पृ० 4, अल-बिदाया वन्निहाया, भाग 3, ४० 
]0, जमउल फ़वाइद । 


क्रेज की बातें *) मई 
मेज 2 हह8-.....न......_ 
नाम भी था, जो रूमियों का बादशाह भी था। शाम उस वक़्त उसके 
तहत था। वह शाम आया हुआ था, उधर से हज़रत दह््य कलबी 
रजियल्लाहु तआला अन्हु आपका वालानामा लेकर शाम पहुंचे और 
वह बसरा के गवर्नर को दे दिया, उसने हिरक़्ल को पहुंचा दिया। यह 
उस वक़्त की बात है जबकि मक्का के क़ुरैशियों का एक क़ाफिला 
तिजारत के लिए शाम देश पहुंचा हुआ था। हिरक़्ल ने कहा कि 
देखो, कुछ अरब के लोग आए हुए हों तो उन्हें बुलाओ, ताकि मैं 
उनसे उन साहब के बारे में मालूमात हासिल करूं, जिन्होंने मेरे पास 
ख़त लिखा है। चुनांचे ये लोग हिरक़्ल के दरबार में हाज़िर किए 
गए। हिरक़्ल ने पूछा, तुममें उन साहब से ज़्यादा क़रीब कौन है जो 
अपने को नबी बताते हैं। अबू सुफ़ियान भी ताजिरों के क़ाफ़िले में 
थे। अबू सुफ़ियान ने कहा, मैं ज़्यादा क़रीब हूं। हिरक़्ल ने अबू 
सुफ़ियान से कहा कि देखो, मैं तुमसे सवाल करूंगा, सही जवाब 
देना। अबू सुफ़ियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुख़ालिफ़ थे। उन्होंने चाहा, 
कोई ऐसी बात कह दें जिससे आपकी हैसियत गिर जाए और नुबूवत 
के आपके दावे में वह आपको सच्चा न समझे।' 

बहुत ही सोच-विचार के बाद अबू सुफ़ियान ने यह बात निकाली 
कि वे यह कहते हैं कि मैं मक्का की सर-ज़मीन से एक ही रात में 
आया और बैतुलमक्िदस पहुंचा और फिर उसी रात में सुबह होने से 
पहले वापस मक्का पहुंच गया। 


399०-७७ ५७७७७ ५७०७७» कण. ०५७७०................................................................» 


!. येहां तक तो सहीह बुख़ारी, भाग ], पृ० 7 में ज़िक्र किया गया है। 


32. मेराज की +...त.0.0हत..ैशल की बाते 
अबू सुफ़ियान का ख़्याल था कि यह एक ऐसी बात है जिसकी 
वजह से क़ैसर आपके बारे में ज़रूर ही बद-गुमान हो जाएगा । 
(लेकिन हुआ यह कि) वहां क़ैसर के पास नसरानियों का एक पादरी 
खड़ा हुआ था, अबू सुफ़ियान की बात सुनकर वह पादरी बोला कि 
हां, मुझे उस रात का इल्म है, (जिसमें ऐसा वाक़िया हुआ है कि वहां 
कुछ लोग आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी ) क़ैसर ने उसकी तरफ़ देखा. 
और मालूम किया कि तुझे इसका क्‍या पता है? उस पादरी ने कहा 
कि हर दिन रात को मस्जिद के दरवाज़े बन्द करके सोता था। उस 
रात जब मैंने सारे दरवाज़े बन्द कर दिए, लेकिन एक दरवाज़ा बन्द 
न हो सका, उस वक़्त वहां जो लोग मौजूद थे, मैंने उनसे मदद ली. 
और हम सबने उसे हरकत देने की कोशिश की, लेकिन हम उसे 
हरकत न दे सके। ऐसा मालूम होता है जैसे हम किसी पहाड़ को. 
उसकी जगह से हटा रहे हैं। उस पादरी ने बताया कि मैं तो दरवाज़े 
खुले छोड़ आया और जब सुबह को वापस आया तो देखा कि मस्जिद 
के कोने में पत्थर के अन्दर एक सूराख़ है और उसमें एक जानवर के 
बांधने का निशान है। यह देखकर मैंने अपने साथियों से कहा कि. 
मालूम होता है कि यह दरवाज़ा आज इसलिए खुला रखा गया है कि 
यहां किसी नबी का आना हुआ है और उसने हमारी इस मस्जिद में. 
नमाज़ पढ़ी है।... -तफ़्सीर इब्मे कसीर, भाग 3, पृ० %4.. 
मेराज के सफ़र की कुछ देखी बातें... .. 
मेराज के सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने बहुत-सी चीज़ें देखीं जो हदीस और हदीस की शरहों में जगह-जगह 


मेराज की बातें 33 
अकबर नसम मा ७ ैैैै ५५५५५ कह 


बिखरी हुई हैं, जिनको इमाम बैहक़ी रह० ने 'दलाइलुन्नुबूव:' भाग २ 
में और हाफ़िज़ नूरुद्दीन हेशमी ने मज्मउज़्ज़वाइद, भाग ] में और अल्लामा 
मुहम्मद बिन मुहम्मद सुलैमान अल-मरिरिबी ने जमउज़्ज़वाइद, भाग 5 
(एडीशन मदीना मुनव्वरा) में और हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने अपनी तफ़्सीर 
में और अल्लामा इब्मे हिशाम ने अपनी सीरत में जमा किया है। 

ऊपर की दुनिया में जो चीज़ें देखीं, पिछली रिवायतों में उनमें से 
बहुत सी ज़िक्र कर दी गई हैं, अब नीचे की दुनिया की कुछ देखी 
बातें नीचे लिखी जाती हैं। द 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 
क़ब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखना 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने बयान फ़रमाया कि जिस 
रात मुझे सैर कराई गई, मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़रा, वह अपनी _ 
क़ब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे! ्््ि 
ऐसे लोगों पर गुज़रना जिनके 
होंठ क्रैंचियों से काटे जा रहे थे क्‍ 

हज़रत अनस रज़ि० से यह भी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस रात मुझे सैर _ 
कराई गई, उस रात में, मैंने कुछ लोगों को देखा जिनेक होंठ आग 
की क्रैचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से मालूम 


न मिमी विन कमकिली 
!. सहीह मुस्लिम, भाग 2, पृ० 368, 


34 क्‍ मेराज की बातें 


किया कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि आपकी उम्मत 
के ख़तीब (वक्ता) हैं, जो लोगों के भलाई का हुक्म करते हैं और 
अपनी जानों को भूल जाते हैं और एक रिवायत में यों है कि आपकी 
उम्मत के ख़तीब हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जिन पर ख़ुद अमल नहीं 
करते और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और अमल नहीं करते / 
कुछ लोग अपने सीनों को नाखूनों से छील रहे हैं 


हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस रात 
मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुज़रा, जिनके तांबे के नाख़ून 
थे। वे अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने कहा, ऐ जिब्रील! 
ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये वे लोग हैं जो लोगों के 
गोश्त खाते हैं (यानी उनकी गीबत करते हैं) और उनको बे-आबरू 
करने में पड़े रहते हैं। -मिश्कात (अबू दाऊद) पृ० 429 


सूदखोरों की बदहाली 

हज़रत अबूहरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस रात 
मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुज़रा, जिनके पेट इतने बड़े-बड़े 
थे, जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से 
उनके पेटों में नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, ऐ जिब्रील! ये कौन लोग 





]. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 438 


मेराज की बातें 35 
हैं? उन्होंने कहा, ये सूद खानेवाले हैं ॥ 
फ़रिश्तों का पछना लगाने के लिए ताकीद करना 
हज़स्त अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है 
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेराज में पेश 
आने वाली जो बातें बयान फ़रमाई, उनमें एक बात यह भी थी कि 
आप फ़रिश्तों की जिस जमाअत पर भी गुज़रे, उन्होंने कहा कि आप 
अपनी उम्मत को हजामत यानी पछने लगाने का हुक्म दीजिए। 
-मिश्कातुल मसाबीह पृ०-589 (तिर्मिज्जी व इब्ने माजा) 
अरब में पछने लगाने का बहुत रिवाज था, इससे ज़ाइद ख़ून और 
फ़ासिद खून निकल जाता है। ब्लड प्रेशर का मरज़ जो आम हो गया 
है, उसका बहुत अच्छा इलाज है, लोगों ने उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया 
है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपने सर और 
मोंढों के दर्मियान पछने लगवाए थे । 


मुजाहिदों का सवाब 

. हज़रत अबूहरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया था कि नबी 
अक्रम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिब्रील के साथ चले तो आपका 
ऐसी क़ब्र पर गुज़र हुआ जो एक दिन ही में बीज बोते हैं और एक 
ही दिन में काट भी लेते हैं और काटने के बाद फिर वैसी ही हो जाती 
है, जैसे पहली थी। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से मालूम किया, ये 


न 
. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 246 
2. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 246 


36 | मेराज की बातें 


कौन लोग है? जिब्रील ने कहा कि ये लोग अल्लाह की राह में जिहाद. 
करने वाले हैं। इनकी एक नेकी सात सौ गुना तक बढ़ा दी जाती है 
और ये लोग जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह तआला उसका बदल अता 
फ़रमाता है। 
कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे 

फिर आपका एक और क्रौम पर गुज़र हुआ, जिनके सर पत्थरों 
से कुचले जा रहे थे। कुचले जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं 
जैसे पहले थे। इसी तरह सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं होता। आपने 
पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वे लोग 
हैं जो नमाज़ से काहिली करने वाले हैं, सोते हुए रह जाते हैं। 


ज़कात न देने वालों की बदहाली 

फिर एक और क़ौम पर गुज़र हुआ कि जिनकी शर्मगाहों पर आगे 
और पीछे चीथड़े लिपटे हुए हैं और ऊंट और बैल की तरह चतते हैं 
और ज़रीअ और ज़क़्क़ूम' यानी कांटेदार ख़बीस पेड़ और जहन्नम के 
पत्थर खा रहे हैं। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम 
ने कहा कि ये वह लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते। 


सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले लोग द 
फिर आपका एक ऐसी क्रौम पर गुज़र हुआ जिसके सामने एक 
हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ 


]. जरीअ आग के कांटे और ज़क़्कूम दोजख़ का सबसे बुरी बदबू वाला पेड़। 


. भैराज की बाते ऊर€ ७ 37 
गोश्त रखा है, ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ 
गोश्त नहीं खाते। आपने मालूम किया कि ये कौन लोग हैं? जिब्रील 
ने कहा कि यह आपकी उम्मत का वह आदमी है जिसके पास हलाल 
और तैयब औरतें मौजूद हैं, मगर वह एक ज़ानी और बेहया औरत 
के साथ रात गुज़ारता है और सुबह तक उसी के पास रहता है और 
आपकी उम्मत की वह औरत है जो हलाल और तैयब शौहर को छोड़ 
कर किसी ज़ानी और बदकार के साथ रात गुंज़ारती है। 
लकड़ियों का बड़ा गठुठर उठाने वाला 

फिर एक ऐसे आदमी पर आपका गुज़र हुआ जिसके पास 
लकड़ियों का बहुत बड़ा गठठर है, वह उसे उठा नहीं सकता, लेकिन 
और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। आपने मालूम किया कि यह कौन 
आदमी है? जिब्रील ने बताया, यह वह आदमी है जिसके पास लोगों 
की अमानतें हैं, उनकी अदाएगी की ताक़त नहीं रखता और ज़्यादा 
अमानतों का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार है। 


एक बैल का छोटे से सूराख्र में 
दाखिल होने की कोशिश करना 

इसके बाद एक ऐसे सूराख़ पर गुज़र हुआ जो छोटा-सा था, 
उसमें से एक बड़ा बैल निकला। बैल चाहता है कि जहां से निकला 
है, फिर उसी में दाखिल हो जाए। आपने फ़रमाया, यह कौन है? 
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वह आदमी है जो कोई बड़ा 
कलिमा कह देता है, (जो गुनाह का कलिमा होता है) उस पर वह 


38 मेराज की बातें 


शर्मिन्दा होता है और चाहता है कि उसको वापस कर दे, फिर वह 
उसकी ताक़त नहीं रखता। 
जन्नत की ख़ुश्बू 

फिर आप एक ऐसी वादी पर पहुंचे जहां खूब अच्छी ख़ुश्बू आ 
रही थी और वह ख़ुश्बू मुश्क थी और आवाज़ भी थी। आपने 
फ़रमाया, यह क्या है? जिब्रील ने कहा, यह जन्नत की आवाज़ है। 
वह कह रह रही है कि ऐ मेरे रब! जो लोग मेरे अन्दर रहने वाले हैं 
उनको लाइए और अपना वायदा पूरा फ़रमाइए। 


दोज़ख़ की आवाज़ सुनना 

इसके बाद एक ऐसी वादी पर गुज़र हुआ, जहां सौते मुन्कर' 
यानी ऐसी आवाज़ सुनी जो नागवार थी। आपने मालूम किया, यह 
क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह जहन्नम है, 
यह अल्लाह के दरबार में अर्ज़ कर रही है कि जो लोग मेरे अन्दर 
रहने वाले हैं, उनको ले आइए और अपना वायदा पूरा फ़रमाइए।' 
कुछ लोगों की खालें क्रेंचियों से काटी जा रही थीं 

हज़रत राशिद बिन साद ने बयान किया है कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब मुझे 
मेराज कराई गई तो मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनकी खालें आग 
की क्रैंचियों से काटी जा रही थीं। मैंने कहा, ऐ जिब्रील! ये कौन 


). जमउल फ़ुवाद, भाग , पृ० 5, एडीशन मदीना मुनव्वरा 


मेराज की बातें 39 


लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वे लोग हैं जो ज़िना करने के 
लिए जीनत अख़्तियार करते हैं। फिर मैं ऐसे बदबूदार धड़े पर 
गुज़रा जिससे बहुत सख्त आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा, ऐ 
जिब्रील! ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वह औरतें हैं 
जो ज़िनाकारी के लिए बनती-संवरती हैं और वे काम करती हैं जो 
उनके लिए हलाल नहीं।' 


एक शैतान का पीछे लगना 
मुअत्ता इमाम मालिक में यह्या बिन सईद की रिवायत मुरसलन 
नक़ल की गई है कि-जिस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को सैर कराई गई, तो आपने जिन्‍नात में से एक जिनन्‍न को 
देखा जो आग का शोला लिए हुए आपका पीछा कर रहा था। आप 
जब भी (दाहिने-बाएं) नज़र डालते, वह नज़र पड़ जाता था। जिब्रील 
ने अर्ज़ किया, क्या मैं आपको ऐसे कलिमे न बता दूं कि उनको आप 
पढ़ लेंगे, तो उसका शोला बुझ जाएगा और यह अपने मुंह के बल 
गिर पड़ेगा? आपने फ़रमाया कि हां बता दो। इस पर जिब्रील ने कहा 
कि ये कलिमे पढ़ें- क्‍ 
६ ६९,७८३ (290 >४४ के। <५)६५, ७2.60 | ५ 58 
3 3 ५७५५) ५४ ६८ /४ ५// £ ७.) & 0४ ५७ ८» ७४) 
ि 3)% ८25 ५५४५ 5] ल्‍र 223 4६४ हू #घ ५/+५ ५०३४ 
४७०३४ ,>५४७,५ ७)७ ४) ६४५ 








]. अत-तर्ग़ीब वत-तहींब, भाग 3, पृ० 5 


. 40 मेराज की बातें 





मेराज शरीफ से मुताल्लिक हुक्म के 
फ़ायदे ओर राज़ 


बुर्क़ क्या था और कैसा था? 

लफ़्ज़ बुर्रक़ बरीक़ से बना है जो सफ़ेदी के मानी में आता है 
और एक क़ौल यह भी है कि यह लफ़्ज़ बर्क़ से लिया गया है। बर्क़ 
बिजली को कहते हैं, इसकी तेज़ रफ़्तारी तो मालूम ही है। इसी तेज़ 
रफ़्तारी की वजह से बरक़ि का नाम बुर्रक़ रखा गया। हदीस की 
रिवायतों से यह मालूम होता है कि इस बुरक़ पर आंहज़रत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से पहले भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम सवार होते थे। इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन्नुबूवः, भाग 2, 
पृ० 39 में फ़रमाया है- 

और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु मुझसे पहले बुर्रक़ पर 
सवार होते रहे हैं। 


बुरक़ि की शोख्नी और उसकी वजह 

सुनने तिर्मिज्जी (तफ़्सीरे सूरः इसरा) में है कि नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इशदि फ़रमाया कि जिस रात मुझे सैर 
कराई गई, मेरे पास बुरक्रि लाया गया और ज़ीन कसी हुई थी। बुर्राक़ 
शोख़ी करने लगा। जिब्रील ने कहा कि तू मुहम्मद संल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम के साथ शोख़ी करता है। तेरे साथ कोई भी ऐसा आदमी 


मेराज की बातें क्‍ 4 


सवार नहीं हुआ जो अल्लाह के नज़दीक मुहम्मद (अलैहिस्सलाम) से... 


ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्जज़ हो। यह सुनते ही बुर्रक्र पसीना-पसीना , 
हो गया। फिर उसने अपनी नाफ़रमानी का अन्दाज़ छोड़ दिया ।-तिर्मिज़ी .._ 

दलाइलुन्नुबूवः में है कि आपने फ़रमाया कि जब बुरक्कि ने शोख़ी _ 
की तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका कान पकड़ कर घुमा 
दिया, फिर मुझे उस पर सवार करा दिया।' 

कुछ रिवायतों में है कि जब हम बैतुलमक्िदस पहुंचे तो हज़रत 
: जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से पत्थर में सूराख़ कर दिया, 
फिर उस सूराख़ से आपने बुर्रक़ को बांध दिया। -इब्ने कसीर 

बुर्क़ ने शोख़ी क्यों की? इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है 
कि चूंकि एक लम्बी मुद्दत गुज़र चुकी थी और फ़ितरत के ज़माने में 
(यानी इस लम्बी मुद्दत में, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 
हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के 
दर्मियान कोई नबी नहीं आया था) बुर्रक़ पर कोई सवार नहीं हुआ, 
वह नई-सी बात देखकर चमकने लगा* और कुछ लोगों का यों कहना 
: है कि बुर्रक़ का चमकना और शोख़ी करना, ख़ुशी और फ़खर के तौर 
. पर था कि आज मुझ पर आख़रुल अंबिया और अफ़ज़लुल अंबिया 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम सवार हो रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे 
: कि एक बार आप हज़रत अबूबक्र रज़ि० और हज़रत उमर रज़ि० 
और हज़रत उस्मान रज़ि० के साथ शब्बीर पहाड़ पर थे। वह पहाड़ 


. दलाइलुन्नुबूवः, भाग 2, पृ० 355, 
2. फ़ल्लुल बारी, भाग 7, पृ० 207 
3. फ़लुल बारी, भाग 7, पृ० 207 


42---. मेराज की बातें 


हरकत करने लगा। आपने फ्रमाया, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, 
एक सिद्दीक़ है और दो शदीद हैं।' 

. * अल्लाह को इस पर कुदरत है कि बगैर बुर्रक्र के सफ़र करा 
सकता है, लेकिन आपको पूरी इज़्जत और तकरीम के साथ बुर्रक़ पर 
सवार करके ले जाया गया। अगर सवारी न होती तो गोया पैदल 
संफ़र होता, क्योंकि सवार पैदल चलने वाले के मुक़ाबले में ज़्यादा 
मुअज़्ज़ज़ होता है, इसलिए आपको सवारी पर सफ़र कराया गया है॥ 


हज़रत जिब्रील का बैतुल मक़्दिस तक आपके साथ 
: बुरक्र पर सवार होना और वहां से ज़ीने के ज़रिए 
आसमानों पर जाना 

जब मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मक़््दिस के लिए रवानगी हुई तो 
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके साथ बुर्राक़ पर सवार हो 
गए, आपको पीछे बिठाया और ख़ुद रहबर (गाइड) के तौर पर आगे 
सवार हुए । दोनों बुर्रक़ पर सवार होकर बैतुल मक़्दिस पहुंचे। वहां 
दोनों ने दो-दो रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने हज़रात अंबिया किराम को नमाज़ पढ़ाई। जब आसमानों 
की तरफ़ तश्रीफ़ ले जाने लगे तो एक एक जीना लाया गया, जो बहुत 
ही ज़्यादा ख़ूबसूरत था और कुछ रिवायतों में है कि एक ज़ीना सोने 
का और एक ज़ीना चांदी का था और एक रिवायत में है कि वह मोतियों 





). फ़ल्लुल बारी, भाग 7, पृ० 207 
2. मिश्कातुल मसाबीह, भाग , पृ० 562 
3. फ़ल्लुल बारी, भाग 7, पृ० 28 


ः भ्लेराज की बातें 43 
;.... 4 िफीननीनी पीनीकानीन न नीन न िनानीनकक-ल-ऊ-ऊ..-.39++++ न्‍ससस3.त-+--म-पानयाआ»..«.ननाक ७-० नन-ननन---------++-.33जकान+---३»+०कक करन नमन» 


. से जड़ा हुआ था। ऊपरी दुनिया का सफ़र करते वक़्त दाएं-बाएं फ़रिश्ते 
. थे। आंहज़रत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम और हज़रत 


जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों ज़ीने के ज़रिए आसमान तक पहुंचे और 


. आसमान का दरवाज़ा खुलवायां।' 


बाबुल हफ़ज़ा 

पहले आसमान के दरवाज़े के बारे में फ़ममाया कि वह बाबुल हमज़ा _ 
है और फ़रमाया कि इस पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर है जिसका नाम 
इस्माईल है। उसके मातहत बारह हज़ार फ़रिश्ते हैं और हर फ़रिश्ते 


. के मातहत बारह हज़ार हैं। आंहज़रत सरवरे आलम सल्लल्लाहुं अलैहि 


व सलल्‍लम ने यह बात बयान फ़रमाई तो यह आयत तिलावत की-- 
+ $# है ४५; >++.२ (४४८०१ ) 
“व मा यालमु जुनू-द रब्बि-क इल्ला हु-व” (तुम्हारे रब की फ़ोज़ों 


. को उसके अलावा कोई नहीं जानता ॥) 


. पहले आसमान पर जहन्नम के दारोगा से 
. मुलाक़ात होना और जहन्नम का देखना 


जब आप 'समाए दुनिया” यानी क़रीब वाले आसमान में दाखिल 


द हुए तो जो भी फ़रिश्ता मिलता था, हंसते हुए बशाशत और ख़ुशी 


कम त  + रह) ले 3:49 6 «जल ><ंं>>-<चबऋ॑ै# रथ रूडे> 5 ज52 


के साथ मिलता था और खैर की दुआ देता था। उन्हीं में एक ऐसे 
फ़रिश्ते से मुलाक़ात हुई, जिसने मुलाक़ात भी की और दुआ भी दी, 


!. फ़रुलबारी, भाग ], पृ० 307-808, 3509 
3. सीरत इब्ने हिशाम 


-44 मेराज की बातें 


६ मिल ललिक कर लक अमल जमनलबल पल 44५ 
. लेकिन वह.हंसा नहीं। आपने जिब्रील से पूछा, यह कौन-सा फ़रिश्ता 
है? उन्‍होंने जवाब दिया कि यह मालिक है जो दोज़ख़ का दारोगा है। 

यह अगर आपसे पहले या आपके बाद किसी के लिए हंसता, तो 
.. आपकी मुलाक़ात के वक़्त आपके सामने उसे हंसी आ जाती, यह 
.. फ़रिश्ता हंसता ही नहीं है। आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से 
फ़रमाया कि इस फ़रिश्ते से कहिए कि मुझे दोज़ख़ दिखा दे। जिब्रील 
अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि 'ऐ मालिक! मुहम्मद को दोज़ख़ 
दिखा दो” | इस पर उस फ़रिश्ते ने दोज़ख़ का ढककन उठाया, जिसकी 
वजह से दोज़ख़ जोश मारती हई ऊपर उठ आई। आपने फ़रमाया, 
ऐ जिब्रील! इसको कहिए कि दोज़ंख़ को अपनी जगह वापस कर दे। 
चुनांचे जिब्रील ने उस फ़रिश्ते से कहा कि इसको वापस कर दो। 
फ़रिश्ते ने उसे वापस होने का हुक्म दिया, जिस पर वह वापस चली 
गई, उसने ढक्कन ढक दिया। . द 


आसमान की हिफ़ाज़त करने वालों ने 

हज़रत जिब्रील से यह सवाल क्‍यों किया कि. 

आपके साथ कौन हैं, कया उन्हें बुलाया गया है? 
जिब्नील अलैहिस्सलाम ने जब दरवाज़ा.खुलवाया तो आसमानों के 

ज़िम्मेदारों ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से यह सवाल किया कि 

आपके साथ कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया क्ि मुहम्मद (अलैहिस्सलाम) 

हैं। इस पर सवाल हुआ, क्या इन्हें बुलाया “गया है? हज़रत जिब्रील 

अलैहिस्सलाम जवाब देते रहे कि हां, इन्हें बुलाया गया हैं, इस प्र 

दरवाज़े खोले जाते रहे और आप ऊपर पहुंचते रहे। यहां यह सवाल 


की बातें 45 
पैदा होता है कि ऊपर के लोगों ने ये सवाल क्यों किए? क्‍या जिब्नील 
अलैहिस्सलाम के बारे में यह गुमान था कि वे किसी ऐसी शख़्सियत 
को ले आए होंगे, जिसे ऊपर न बुलाया गया हो? इसका जवाब यहीं 
है कि ऊपर के लोगों को यह पहले से मालूम था कि आज कोई आने _ 
वाला है, लेकिन आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का शरक़ 
बढ़ाने के लिए और ख़ुशी ज्ञाहिर करने के लिए यह सवाल-जवाब 
हुआ और उसमें हिक्मत यह भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाड 
अलैहि व सलल्‍लम को पता चल जाए कि आपका मोहतरम नाम ऊपर 
के लोगों में मशहूर है। जब यह सवाल किया गया कि आपके साथ 
कौन है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुहम्मद 
हैं। अगर वे आपके मुबारक नाम को न जानते होते और आपकी 
शख्सियत का तआरुफ न होता, तो यों सवाल करते कि मुहम्मद 
कौन हैं? इसी से पहले से दरवाज़ा न खोलने की हिक्मत भी मालूम 
हो गई और वह यह है कि आपको बताना था कि आपसे पहले 
ज़मीन के रहने वालों में से किसी के लिए इस तरीक़े पर आसमान 
का दरवाज़ा नहीं खोला गया कि वफ़ात से पहले दुनिया की ज़िंदगी 
में होते हुए क़्ासिद को भेजकर बुलाया गया हो। जहां अक्सर 
मेहमान आते हों और बार-बार आते रहते हों, वहां यही बात है कि 

पहले से दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। दुनिया में ऐसा ही होता है और 
चूंकि हर मेहमान के लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसलिए इसमें 
किसी खुसूसियत और इम्तियाज़ का इज़्हार नहीं होता, लेकिन मेराज 
का मेहमान बेमिसाल मेहमान है, न इससे पहले किसी को यह 
मेहमानी नसीब हुई, न इसके बाद और मेहमानी भी ऐसी नसीब हुई 


46 मेराज की बातें 


कि अमरीका वाला एशिया चला आया, एशिया वाला अफ्रीक़ा चला 
गया यानी ख़ाकी इंसान ख़ाक ही पर घूमता रहा, बल्कि वह ऐसी _ 
मेहमानी थी कि ख़ाकी फ़र्श पर रहने वाला सात आसमानों से 
गुज़रता हुआ सिदरतुल मुन्तहा तक पहुंच गया, जहां उस चहेते 
मेहमान के सिवा कोई नहीं पहुंचा। सललल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही बिक़द्रि कमालिही व जमालिही 

चूंकि इंसानों में से वहां कोई नहीं जाता और वहां की राह में 
बदलाव नहीं है, इसलिए हिक्मत का तक़ाज़ा यह हुआ कि हर-हर 
आसमान का दरवाज़ा आने पर खोला जाए ताकि वहां के शौक़ रखने 
वालों और ठहरे हुए लोगों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दर्जा मालूम 
होता चला जाए और यह जान लें कि यह कोई ऐसी हस्ती नहीं है 
जिसको बगैर दरख़्वास्त के बुलाया गया है और जिसके लिए आज 
वे दरवाज़े खोले जा रहे हैं जो कभी किसी के लिए न खोले गए। 
हक़ोक़त में यह एज़ाज़ उस एज़ाज़ से ज़्यादा है कि पहले से दरवाज़े 
खुले रहें जो दूसरों के लिए भी खुले रहे हों। 

ज्यों ही कोई दरवाज़ा खटखटाया गया, उस आसमान के रहने वाले 
मुतवज्जह हुए और यह समझ लिया कि किसी अहम शख्सियत का 
आना-आना है और फिर जिब्रील अलैहि० से सवाल व जवाब हुआ। 
इससे हाज़िर लोगों को मेहमान का तआरुफ़ हुआ और शख्सियत का 
पता चला। पहले सबने मेहमान का नाम सुना, फिर ज़ियारत की। 
मेहमान के आने के बाद जो तआरुफ़ मौजूद लोगों से कराया जाता 
है, वह दरवाज़ा खटखटाने और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम 
।.. फ़हुल बारी, भाग , पृ० 4], 


मेराज की मेरज की बाते... 47 बातें. कि 


मालूम करने से हो गया। ज़ाहिर है आने की आम ख़बर से यह बात 
हासिल न होती और चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाज़िरी के 
लिए यह सफ़र था और फ़रिश्तों की ज़ियारत या फ़रिश्तों को ज़ियारत . 
करना सबसे बड़ा मक़्सद न था, इसलिए हर जगह क्रियाम करने का 
मौक़ा न मिला। ऊपर के लोग मुतवज्जहं होते रहे और आपकी ज़ियारत 
करते रहे और आप आगे बढ़ते चले गए। दुनिया में इस्तक़बाल के 
लिए इस्तक़बालिया कमेटी के लोगों को पहले से जमा करना पड़ता 
है, क्योंकि दुनिया के वसीलों को देखते हुए अचानक सब का हाज़िर 
होना मुश्किल-होता है, ला महाला पहले आने की कोशिश करते हैं 
ताकि वक़्त न निकल जाए, लेकिन ऊपरी दुनिया के रहने वालों को वे 
ताक़तें हासिल हैं कि एक लम्हे में हज़ारों मील का सफ़र करके जमा 
हो सकते हैं, दरवाज़ा खटखटाया है, भनक पड़ी सब हाज़िर हो गए। 
दरवाज़ा खोलते वक़्त सब मौजूद हैं। 


दूध, शहद और शराब का पेश किया 


जाना और आपका दूध को ले लेना 

सहीह मुस्लिम में जो पृ० 9 पर रिवायत नक़ल की गई है, उसमें 
यों है कि बैतुल मक्रिदिस ही में एक बरतन में शराब और एक बरतन 
में दूध पेश किया गया है। इसके रिवायत करने वाले हज़रत अनस 
बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सहीह मुस्लिम की दूसरी रिवायत 
जो पृ० 95 पर ज़िक्र की गई है, जिसके रिवायत करने वाले हज़रत 
अबूहरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उसमें यों है कि ऊपर की दुनिया में 
सिदरतुल मुन्तहा के क़रीब पीने की चीज़ें पेश की गईं, उसमें यह भी 





नि एएप-----त.रैराज की चाते 
है कि आपने दूध ले लिया और हज़रत इमाम बुख़ारी रह० की 
रिकायत में यह है कि बैतुल मामूर सामने किए जाने के बाद एक 
बरतन में शराब, एक बरतन में दूध, एक बरतन में शहद पेश किया 
गया। बेतुलमक्िदिस में भी पीने के लिए कुछ चीज़ें पेश की गई हों 
और फिर ऊपरी दुनिया में ख़िदमत में लाई गई हों, इसमें कोई 
टकराव नहीं, दोबारा पेश किए जाने में न अक़्लन, न नक़्लन, कोई 
ऐसी बात नहीं है जिसका इन्कार किया जाए। सहीह बुख़ारी में एक 
चीज़ यानी शहद का ज़िक्र ज़्यादा है, इसमें कोई इश्काल की बात 
नहीं। कभी-कभी कुछ रिवायत करने वालों से कोई चीज़ रह जाती 
है, जिसे दूसरा ज़िक्र कर देता है।' 

सहीह मुस्लिम की रिवायत पृ० 97 पर यह भी है कि जब आपने 
दूध ले लिया तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज् किया कि अगर आप शराब 
ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इससे मालूम हुआ कि 
लीडर और रहनुमा के अख़्लाक़ और आमाल का असर उसके मानने 
वालों पर भी पड़ता है।* क्‍ 








. फ़ल्हुल बारी, भाग , पृ० 2१5 में अल्लामा क़रतंबी से नक़ल किया है कि दूध 

- के बरे में जो फ़रमाथा गया, मुम्किन है इस वजह से हो कि जब बच्चा पैदा 

होता है तो उसके पेट में दूध दाख़िल होता है और वही उसकी आंतों को फैला 

देता है और हर बच्चा इस्लामी फ़ितरत परं पैदा होता है, इसलिए फ़ितरी तौर 

पर इस्लाम की फ़िंतरत और बच्चे की शुरूआती गिज़ा में एक मुनासबत हुई, 
इसलिए फ़ितर्क्ष सै दीने इस्लाम मुराद लिया। के क्‍ 

2. हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी क़द्द-स सिर्रहू लिखते हैं कि रिवायतों में गौर करने 

से मालूम होता है कि (जो बर्तन पेश किए गए) वे चार धे-दूध, शहद, ख़ंग्र 

और पानी। किसी ने दो के ज़िक्र को काफ़ी समझा, किसी ने तीन के ज़िक्र 


मेराज की बातें 49 


_सिदरतुल मुन्तहा क्या है? 
हदीस की रिवायतों में सिदरतुल मुन्तहा दो तरीक़ों से आया है, 
कुरआन मजीद में भी सिदरतुल मुन्तहा आया है। इस पेड़ के नाम को 
मुन्तहा से क्‍यों जोड़ा गया, इसके बारे में सहीह मुस्लिम में है कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि ऊपर से 
जो हुक्म भी आते हैं, वे इस पर ख़त्म हो जाते हैं और जो बन्दों के 
अमल नीचे से ऊपर जाते हैं, वहां पर ठहर जाते हैं। (आने वाले हुक्म 
पहले वहां आते हैं, फिर वहां से उतरते हैं और नीचे से जाने वाले जो . 
अमल हैं, वे वहां ठहर जाते हैं, फिर ऊपर उठाए जाते हैं।) 
. पहले गुज़र चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उस पर जो चीज़ें छायी हुई थीं, 
उनकी वजह से जो उसका हुस्न था, उसे अल्लाह की म्ख्लूक़ में 
से कोई भी आदमी बयान नहीं कर सकता और दूसरी हदीस में 
है कि आपने फ़रमाया कि उस पर सोने के परवाने छाए हुए थे। 
को या यह कि तीन हों । एक प्याले में पानी हो कि दूध में शहद जैसा हो, कभी 
उसको शहद कह दिया हो और कभी पानी और हर चन्द कि शराब उस वक़्त 
. हराम न थी, क्योंकि मदीना में हराम हुई हैं, मगर सामाने निशात ज़रूर है.इसलिए 
मुशाबह दुनिया के है, शहद भी अक्सर लज़्ज़त के लिए पिया जाता है, ग्िज्ञा 
के लिए नहीं । तो यह भी ज़ायद चीज़ नहीं हुई और इशारा दुनिया की लज़्ज़तों 
की तरफ़ हुआ और पानी भी मददगार गिज़ा है, ग़िज्ा नहीं, जिस तरह दीन ग़िज़ा 
है, मक़्सूद नहीं और दीन से ख़ुद रूहानी शिज़ा मक़्सूद है जैसाकि दूध जिस्मानी 
ग्रिज्ञा मक़्सूद है और जो ग़िज़ाएं और भी हैं, मगर दूध को औरों पर तर्जीह है 


कि यह खाने और पीने दोनों का काम देता है। 
-फ़ल्हुल बारी, भाग 7, पृ० 25 





।. सहीह मुस्लिम, पृ० 97, 


50 मेराज की बातें 


उस पेड़ के बारे में यह भी हदीस में आया है कि उसकी शाखों 
के साए में एक सवार सौ साल तक चल सकता हं' या यों 
फ़रमाया कि उसके साए में सौ सवार साया ले सकते हैं ॥ 
उरी 8,90० ००० ७१, 3 03०४० (० (४ है ४5१५. ७ +. 
७3 थी। 0५.०) ४) ० ७३७४ ७५ फ "३:२७४5०७५०॥ ५.० ०१ 
५६ ड्ईनर ५७५०४ ४. ५५ <.0०१००० 0० 4.४ «५॥॥ (७3) #७०- (२ नि शिहिन डी 
-अण्ण थी। ,र 0० एल्प 2० २०-०:०३ ३४ 0०49:4४० क्‍ 


जन्नत में दाखिल होना ओर 
नहर कौसर का देखना 

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस बीच में जबकि मैं 
जन्नत में चल रहा था, अचानक एक ऐसी नहर मौजूद पाया, जिसके 
दोनों किनारों पर ऐसी मोतियों के क्ुब्बे हैं जो बीच में से ख़ाली हैं। 
(यानी पूरा क्ुब्बा एक मोती का है) मैंने कहा, ऐ जिब्रील! यह क्या 
है? उन्होंने जवाब दिया कि यह नहर कौसर है जो आपके रब ने 
आपको अता फ़रमाई है। मैंने जो ध्यान दिया तो कया देखता हूं कि _ 
इसमें जो मिट्टी है, (जिसकी सतह पर पानी है) वह ख़ूब तेज़ ख़ुश्बू 


वाला मुश्क है। -बुख़ारी 


. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 498 (तिर्मिज़ी) 
2. सहीह मुस्लिम, भाग ।, पृ० 92 


मेराज की बातें 5 
नबियों की मुलाक़ात रूहानी थी या जिस्म के साथ थी 

हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी क्ढ्रों में 
ज़िंदा हैं। हुज़ूर सलल० का नबियों का बैतुल मक्िदिस और आसमानों 
में देखना, इससे या तो उनकी मुबारक रूहों को देखना मुराद है या 
जिस्मों के साथ देखना मुराद है कि हुज़ूर सल्‍ल० के एज़ाज़ व इक्राम 
के लिए नबियों से मय जिस्म के मस्जिदे अक़्सा और आसमानों में 
बुलाया गया था, चूंकि तमाम नबी अपनी क़ब्रों में जिस्मों के साथ 
ज़िंदा हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इर्शाद फ़रमाया- 





४५०४। ०५० ०) ४७७ 6७/० 40॥ 8! 

(बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर नबियों के जिस्मों को हराम कर 
दिया है, वह उनके जिस्मों को कभी खा नहीं सकती।) और बरज़ख़ 
के हाल को दुनिया के हाल पर कियास भी नहीं किया जा सकता, 
इसीलिए आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने हज़रत मूसा को 
उनकी क़ब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, इसलिए कोई टकराव नहीं है 
कि सब नबियों क़ो मस्जिदे अक़्सा में आपने उनके जिस्म के साथ 
मौजूद पाया और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। फिर आसमानों में तश्रीफ़ ले 
गए तो वहां भी नबियों में से जिनसे भी मुलाक़ात हुई, वे वहां अपने. 
जिस्मों के साथ मौजूद थे। 

और कुछ उलेमा ने यह फ़रमाया कि नबियों के जिस्म तो क़्ब्रों 
ही में रहे और अल्लाह ने उनकी रुहों को उसी जैसा जिस्म देकर भेज 
दिया और उसी हाल में आपके पीछे नमाज़ पढ़ी और फिर ऊपर 


52 मेराज की बातें 
आसमानों में मुलाक़ातें हुई, अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि | 
_ ज़िंदा ही उठा लिए गए थे और अभी उनका दुनिया में आना और 
वफ़ात पाना बाक़ी है, इसलिए उनसे जो मुलाक़ात हुई, वह उसी 
जिस्म के साथ हुई जौ दुनिया में उनका जिस्म था और चूंकि यह 
मुलाक़ात उनकी वफ़ात से पहले है, इसलिए उनको आंहज़त सरवरे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के सहाबा में भी गिना गया है।॥' 
' आसमानों में नबियों (अलैहिमुस्सलाम) से जो मुलाक़ातें 
हुईं उनकी तर्तीब के बारे में क्या हिक्मत है? 

हज़रत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने नबियों को 
बैतुलमक़्दिस में नमाज़ पढ़ाई, फिर इन लोगों में से जिस-जिससे ऊपर 
: मुलाक़ात करानी थी, वे लोग आपसे पहले आसमानों में पहुंच चुके 
थे, इनमें से जिन लोगों से आपकी मुलाक़ात हुई, उनमें पहले 
आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, फिर 
ऊपर तश्रीफ़ ले जाते रहे और दूसरे आसंमानों में दूसरे नबियों से 
मुलाक़ातें हुईं। इन मुलाक़ातों की तर्तीब के बारे में कुछ लोगों ने 
हिक्मत बताई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाक़ात्त में 
यह बताना था, जैसे वह जन्नत से निकाले गए जो उस वक़्त उनका 
पैदाइशी वतन था, उसी तरह आपको भी मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना 
के लिए हिजरत का मौक़ा आएगा। (मशहूर क़ौल के मुताबिक़ चूंकि 
मेराज का वाक़िया मदीना मुनव्वरा की हिज॑रत से कुछ ही दिनों पहले 
पेश आया था, इसलिए पहले आसमान में हज़श्त आदंम अलैहिस्सलाम 


कै कक न 
). फ़ल्हुल बारी, भाग 7, पृं० 90, अल-इसाबा, भाग 5, पृ० 35 


मेराज की बातें 53 
से मुलाक़ात कराई गई।॥) 

हज़रत ईसा और हज़रत यह्या अलैहिमस्सलाम से दूसरे आसमान 
में मुलाक़ात हुई, उसमें यह बताया कि हिजरत के बाद शुरू ही में 
यहूदी दुश्मनी करेंगे और उनकी सरकशी बढ़ती चली जाएगी और 
आपको तकक्‍लीफ़ पहुंचाने के इरादे करते रहेंगे, (जैसा कि उन्होंने 
हज़रत ईसा और हज़रत यह्या अलैहिमस्सलाम से किया।) 

सीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई। उसमें हिक्मत यह है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 
के भाइयों ने उनके साथ ज़्यादती की, उसी तरह आपके क़ुरैश भाई 
आपसे दुश्मनी करेंगे और जंग करने के लिए दारुल हिजरत में 
पहुंचेंगे, फिर जिस तरह अच्छा अंजाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 
को हासिल हुआ, आपको भी यह नेमत हासिल होगी। चुनांचे मक्का 
मुअज़्ज़मा फ़ल्ह हुआ और आपकी मुबारक ज़ुबान से मक्का के क्रैश 
के लिए वही बात निकली जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों 
से कही थी कि- द 

“ला तसरी-ब अलै कुमुल यौम' 

चौथे आसमान में हज़रत इदरीस अजैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई। उनके तज़्करे में कुरआन मजीद में फ़रमाया गेया है- 

ववरफ्‌अनाहु मका नन अलीया' 

उनकी मुलाक़ात में इस तरफ़ इशारा था कि आपको भी अल्लाह 
ने ऊंचा रुत्वा अता फ़रमाया है। 


| 54_______:क्‍: ७ चेेराज की कं 

पांचवें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई। उनको' यह बताना है कि जैसे हारून अलैहिस्सलाम को उनकी 
क़ौम ने अजीयत (पीड़ा) दी, फिर वह अपनी क़ौम में महबूब हो गए, 
उसी तरह अपनी क़ौम की ईज़ाओं के बाद आप महबूब हो जाएं। 

छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई। 
उनकी मुलाक़ात में इस तरफ़ इशारा था कि जैसे उनकी क्रौम ने 
आपको सताया, इसी तरह के वाक़िए आपको भी पेश आएंगे। 
इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने एक मौक़े पर 
यों इर्शाद फ़रमाया- 

अत ०७ 3 5५ ५०५७ ७८०॥ ५४ 

सातवें आसमान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई; वह अल-बैतुल मामूर में टेक लगाए हुए बैठे थे। इससे यह 
बताया कि आपकी आख़िरी उम्र में आपको हज की रस्में अदा करने 
का मौक़ा दिया जाएगा और आपके ज़रिए अल्लाह के घर की अज़्मत 
क़ायम होगी | (हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबसे आख़िर में 
मुलाक़ात हुई। उन्होंने काबा शरीफ़ बनाया था और ऊपरी दुनिया में 
बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे जो काबा शरीफ़ के किनारे पर है। 
यहां ज़मीन पर बनी आदम (आदम की औलाद) काबा शरीफ़ का 
तवाफ़ करते हैं और वहां रोज़ाना फ़रिश्ते बैतुल मामूर में दाख़िल होते 
हैं। यह लतीफ़ मुनासबत है। 


. फ़लुल बारी, भाग 7, पृ० 270-2 


मेराज की बातें 55 

शेख़ इब्ने अबी जमरा का इर्शाद 

शेख़ अबी जमरा ने भी नबियों की मुलाक़ातों की तर्तीब के बारे 
मी कुछ हिक्मतें बताईं, उन्होंने बताया कि सबसे क़रीब वाले आसमान 
में आदम अलैहिस्सलाम से इसलिए मुलाक़ात हुई कि वह पहले नबी 
भी हैं और पहले बाप भी हैं। वह नबी भी हैं और आपके बाप भी 
हैं और दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, 
क्योंकि उनका ज़माना आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के 
ज़माने से ज़्यादा क़रीब था, क्योंकि आपके और उनके दर्मियान कोई 
नबी नहीं गुज़रा। 

और तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई, क्योंकि आपकी उम्मत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत पर 
जन्नत में दाख़िल होगी। -“ 

और चौथे आसमान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात 
हुई, उनके बारे में अल्लाह तआला का इशद है- 

७४ ५४५ ६४५५ 

और चौथा आसमान सातों आसमानों के दर्मियान है।' 

7 अल्‍्लामा सुईली ने 'अरैज़तुल अनफ़' में बहुत ही अच्छी बात लिखी है और 
वह यह कि हज़रत इंदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले वह आदमी हैं जिन्हें 
अल्लाह ने लिखना सिखाया था। चौथे आसमान में उनसे मुलाक़ात होने में इस 
तरफ़ इशारा था कि पिछले तीन हालों (मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके 
मदीना मुनंव्वरा तश्टीिफ़ ले जाना और मदीना मुनब्बरा में यहूदियों का आपसे . 
दुश्यनी करना और मक्का मुअज़्ज़मा फ़त्ह होना) के बाद चौथी हालत यह पेश 
आएगी कि आप बादशाहों को ख़त लिखेंगे, जिसमें इस्लाम की दावत होगी। 
चुनांचे मक्का की जीत के बाद ऐसा ही हुआ, जिसके नतीजे में कुछ लोग 
मुसलमान हुए और कुछ ने सुलह कर ली। . | 





56 _ ___.__._.:..ऐ: - >मेराज की बहें 

पांचवें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, 
क्योंकि वह अपने भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत क़रीब हैं 
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे बुलन्द थे, यानी छठे आसमान 
पर थे, क्‍योंकि उन्हें कलीमुल्लाह होने की फ़ज्जीलत हासिल है और 
आख़िरी आसमान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई 
क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबियों में आपके आख़िरी बाप हैं 
और यह बात भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़लीलुल्लाह 
हैं। ख़तील का मर्तबा सबसे ऊंचा होना चाहिएं। इसलिए आंहज़रत 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी 
ऊपर तरश्रीफ़ ले गए।' 


नमाज़ों की कमी का जो सवाल किया तो पांच नमाज़ें 
रह जाने पर आगे सवाल न करने की हिक्मत 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवज्जोह दिलाने पर जो अल्लाह 

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बार-बार नमाज़ें कम कराने 
के लिए दरख़्वास्त की और पांच नमाज़ें रह जाने पर जो आगे सवाल 
_ की हिम्मत न की और फ़रमाया कि अब मुझे अपने रब से शर्म आती 
है, उसके बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने इब्मे मुनीर से नक़ल किया 
है कि ऐसा मालूम होता है कि चूंकि पांच-पांच नमाज़ों की कमी हो 

_ रही.थी और अब पांच ही रह गई थीं, तो अब और ज़्यादा कम करने 
का सवाल करने का मक़्सद यह बनता था कि गोया कोई नमाज़ भी 








. फ़रुल बारी, भाग 7, पृ० शा. 


मेराज की बार्ते 57 





फ़र्ज न रहे, इसलिए आप आगे दरख़्वास्त करने पर शरमाए' और 
चूंकि तक्वीनी तौर पर पांच नमाज़ों का फ़र्ज़ होना तै था, इसलिए भी . 
आगे सवाल करने की हिम्मत न हुई। हा 

हाफ़िज़ञ इब्ने हजर रह० ने फ़ल्हुलवारी में यह भी लिखा है कि 
आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जो कमी करने का सवाल 
करते हैं,,वह इस वजह से कि आपके ज़ेहन में यह बात थी कि सब 
नमाजें फ़र्ज नहीं हैं, अलबत्ता आख़िरी मर्तवा के सवाल के बाद पांच _ 
नमाज़ें रह गई थीं, उनके बारे में यह यक्रीन कर लिया कि ये तो फ़र्ज़ 
ही हैं, वह फ़र्ज़ होने के तौर पर था, इसलिए आपने इसके बाद सवाल 
नहीं किया। अल्लाह के क़ौल- 

८2 0५8 7-५४४ 

. से इस तरफ़ इशारा निकलता है। 


हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोना और रश्क करना 


मैग़ज़ की रिवायतों में यह भी है कि आंहज़रत सरवरे आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आगे बढ़े 
तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे मालूम किया गया कि आप 
क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे बाद एक गुलाम यानी नव-उम्र 
शब्म भेजा गया। उसकी उम्मत के लोग जो जन्नत में दाख़िल होंगे, 
मेरी उम्मत से ज़्यादा होंगे। 

हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि फ़त्हुल बारी में लिखते हैं 





). फ़ल्हुल बारी, भाग ।, पृ० 495, 
2. फ़रलुल बारी, भाग ], पृ० 493, 


$डह 38 आस अ छू आआआ छा ओर मेराज की बातें ः | 


-फफंगंन्न्लप2४:ऋ/क कद हा पनगान छाल 


कि मआज़ल्लाह! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह रोना और यह :. 
कहना कि उनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के मुक्वाबले में ज़्यादा .. 
जन्नत में दाख़िल होंगे, यह हसद (जलन) के तौर पर नहीं था, बल्कि 
अफ़सोस के तौर पर था और अफ़सोस इस बात का था कि मेरी उम्मत 
:. में मुख़ालफ़त और नाफ़रमानी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी उम्मत | 
का सवाब कम हुआ और इसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
- का सवाब भी कम हुआ, क्योंकि उम्मत जितना ही अमल करती थी, . 
इसका सवाब उसके नबी को भी मिलता था, क्‍योंकि वह उनको ख़ैर 
. पर उभारने वाला था और इससे उम्मत का सवाब कम नहीं होता था। 
. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का सवाब बहुत ज़्यादा 
है, क्योंकि आपकी उम्मत में फ़रमांबरदारी की शान बहुत ज़्यादा है। 
इबादत, इताअत, ज़िक्र, तिलावत, हज, तस्नीफ़, तालीफ़, जिहाद, तालीम 
और तललीग में यह उम्मत बहुत आगे-आगे है। 
मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यह फ़रमाया कि एक लड़का मेरे बाद 
. भेजा गया, यह नक़्स निकालने के तौर पर नहीं था, बल्कि अल्लाह 
की अज्ञीम क्ुददत और उसका बड़ा करम ज़ाहिर करने के लिए था, 
यानी सब नवियों के बाद आख़िर में आने वाले नबी को, जिसकी उम्र 
दूसरे नवियों के मुक़ाबले में ज़्यादा न थी, बहुत ज़्यादा बरकतों और 
इनामों से नवाज़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही तो थे जिन्होंने 
बार-बार तवज्जोह दिलाई और उनकी फ़िक्रमन्दी से बजाए पचास 
नमाज़ों के पांच नमाज़ें फ़र्ज़ रह गईं। उन्होंने तो और दरख्वास्त पेश 
करने की कोशिश की और फ़रमाया कि मैंने बनी इसराईल को बहुत 
आज़माया है, वे लोग इससे कम नमाज़ों की भी पाबन्दी नहीं कर 





मेराज की बातें «अं 08 आड़ 





सके।' आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि बस 
अब मैं शरमा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भला क्या हसद 
करते और आपकी शान में किसी कमी दिखाने का कया ख़्याल करते 
उन्होंने तो मुहब्बत और शफ़क़त ज़ाहिर की। क्‍ 
हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़ल्हुल बारी में फ़रमाया 
है!- . 
हि 0 ०७ ५ ५) |... 2#०५ ८४६०) |. ४४ 3 “५५७” ४ ५ (० ॥ 
७६० ५७०० ७५ ०)... ८७३ » 5७ 0 ५,०७७ ०,४ ०६) 
का 8)..9॥ ,] २०४ ००५१ ५४०४) » >>» २४ (७४५ “७, ५०.० उ्ब्म हक 
७.४४) २५३ , ७ (५१ ०.५०. ५3 <००० ० ०४ ०>- 3०-४० (६. 
५००) ०० 3 ७3०७ ५०» ७४ ७५...) ०५.०) ५५ ५७ ८) ५-४॥५ 
०) ०3७७ २७७. ५! ८-० ५53) ५.) ८.) >> (५ ७-१/--१ 3 
«५० ७४ ०) ५०) ५३३० ००) »* 
हज़रत इब्राहीम ने नमाज़ कम 
कराने की तर्गीव क्‍यों नहीं दी? 


एक यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
ने नमाज़ के कम करने का सवाल करने की तरफ़ तवज्जोह क्‍यों नहीं 
दिलाई? बुजुर्गों ने इसके बारे में फ़रमाया है कि हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ख़लील हैं। ख़तील होने के इस मक़ाम का तक्राज़ा 
।. हकत मूसा अलै० की उम्मत पर दो नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। फ़्हल बारी, भाग 7 
प्र० 26 
2. फ़लहुल बारी, भाग 7, पूृ० 26, 


मम नल न मेराज की बातें 


कर 
.. तस्‍लीम व रज़ा है। जो हुक्म हुआ, मान लिया, आगे सोचा कुछ नहीं 
 और-हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम (बात करने वाले) हैं। बात 
- करने का मुक़ाम नाज़ का मुक्काम है और इंबिसात (खुशी) की वजह 
है। जो कलीम जुर्रात कर. सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। फिर 
एक बात यह भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलामु को : 
शिर्क ब कुफ़र वालों से ज़्यादा वास्ता पड़ा था। उन्हीं लोगों से बहस 
: व मुनाज़रे में मुबारक उम्र ख़त्म हुई। आपकी भी पैरवी वाले और 
उम्मत व इजाबत के लोग ज़्यादा नहीं हुए और जो लोग आप पर 
ईमान लाए, वे सच्चे फ़रमांबरदार थे। नाफ़रमानों और फ़ासिक़ों के 
रंग-ढंग अपनी आंखों से देखे थे; जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
. अपनी उम्मत को आज़मांए हुए थे, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
का ज़ेहन कम कराने की तरफ चला गया और अपना तजुर्बा ज़ाहिर 
करते हुए फ़रमाया- 
(४३7 4 3 (४ >२ (४५ ८० ४४ * ४ ५०७ 
यानी “मैं बनी इसराईल को आज़मा चुका हूं और इसी तजुर्बे की 
बुनियाद पर कहता हूं कि इतनी नमाज़ें पढ़ता आपकी उम्मत के लिए 
मुश्किल होगा।... 
हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलोम भी उम्मते 
मुहम्मदिया की ख़ैरख़्वाही से ग़ाफ़िल न थे, मगर उन्होंने भलाइयों की 
. ज़्यादती को नज़र के सामने रखा जिसकी वजह से पचास नमाज़ों के 
फ़र्ज़ होने की ख़बर सुनकर दिल बाग़-बाग़ हो गया और ख़ुशी की 
इंतिहा न थी। जब यह ख़बर मिली कि काबा शरीफ़ बनाते वक़्त मैंने 
). फ़लुल बारी 


मेराज की बातें 64 


“ब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिन्हुम” के ज़रिए जिस उम्मत के 
लिए दुआ की थ्री, वह आज नवाज़ी जा रही है और उसे रात दिन 
में पचास बार अल्लाह के दरबार में हाज़िरी का शरफ़ दिया जा रहा 
है, फिर भला वह नमाज़ के कम करने का मश्विरा क्यों देते, क्योंकि 
वह भलाइयों की ज़्याददी की ओर मुतबज्जह थे, इसलिए उन्होंने 
उम्मते मुहम्मदिया को एक पैग़ाम भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसूऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस रात मुझे सैर कराई 
गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, उन्होंने फ़रमाया 
कि ऐ मुहम्मद! मेरी तरफ़ से अपनी उम्मत को सलाम कह देना और 
उन्हें बता देना कि बेशक जन्नत की अच्छी मिट्टी है, मीठा पानी है 
और वह चटयल मैदान है और उसके पौधे ये हैं!- 
५४४80 00 ४8 ९; 20॥ 4५७४) ४0 5७८: 

यह जो फ़रमाया कि जन्नत चटयल मैदान है, उसका मतलब यह 
है कि अगरचे उसमें सब कुछ है, लेकिन उसी के लिए तो है जो 
दुनिया में ऐसे काम करके जाएगा जिसके ज़रिए जन्नत में दाख़िल 
हो सके। जन्नत अपनी मेहनत से मिलेमी और उसको इस तरह 
समझ लिया जैसे कोई बहुत अच्छी ज़मीन हो, मिट्टी भी उम्दा हो और 
पानी भी मीठा हो। जब कोई आदमी उसमें पेड़ लगाएगा और उसकी 
सिंचाई अच्छे पानी से करेगा, तो उसका फल पा लेगा, इसलिए 
दुनिया में नेक अमल करते रहो, अल्लाह का ज़िक्र करो- 


280 छ 3) 03 ४0 4८०४ ४॥ ६७८: 





]. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 202 (तिर्मिज्ञी) 


62 _____[_॒_[_[  मराज की बाते मेराज की बातें 


'मुब-हानल्लाह वलहम्दु लिललाह व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु 
अकबर! 

पढ़ा करो। उनको पढ़ोगे तो यहां जन्नत में उनके बदले पेड़ पा. 
लोगे, इसीलिए एक हदीस में फ़रमाया है कि जिसने '“सुबूहान 
ललाहिल अज़ीम व बिहम्दिही! कहा, उसके लिए जन्नत में एक पेड़ 
लगा दिया जाएगा।' 


सोने की थाली में ज़मज़म से 


पाक दिल का धोया जाना | 

मेराज का वाक़िया जिन हदीसों में बयान किया गया है, उनमें यह 
भी है कि आपका मुबारक सीना चाक किया गया और पाक दिल को 
निकाल कर ज़मज़म के पानी से धोकर वापस अपनी जगह पर रख 
दिया गया और फिर उसी तरह ठीक कर दिया गया जैसे पहले था। 
आज की दुनिया में जबकि सर्जगी आम हो चुकी है, इसमें कोई 
इश्काल भी नहीं है और ज़मज़म के पानी से जो धोया गया, उससे 
ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत साफ़ तौर पर मालूम हुई। रिवायतों में. 
यह भी है कि आपके पाक दिल को सोने की थाल में धोया गया। 
चूंकि उस बरतन का इस्तेमाल करने वाला फ़रिश्ता था और उस वक़्त 
तक हुक्म उतरे भी नहीं थे और सोने की हुर्मत मदीना मुनव्वरा में 
नाज़िल हुई, इसलिए उससे उम्मत के लिए सोने के बरतन इस्तेमाल 
करना जायंज़ नहीं साबित किया जा सकता और ईमान व हिक्मत से 
भरने का यह मतलब है कि इससे आपकी ईमानी ताक़त में और 


!. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 20 (तिर्मिज़ी) 


मेराज की बातें द 63 








मुबारक दिल के हिक्मत से भर जाने में और ज़्यादा तरक़्क़ी हो गई 
और ऊपरी दुनिया में जाने की ताक़त पैदा हो गई ।' 
३ ०२००० 5 ०७। २०६०७ 5 ७ ४१५) 0७ 6८४ (/ 43००) (५४ 
8,..०/॥ 3७ ७०4१५ ७ ,«०॥ (4७ (००२०) (०४ ३०5०४ 0/ ६७ ४४० 
७ (3० (४००४ ) ०५७ (+ ४53 9 ५; (++०४ (घी (४४०४८ ॥ (*ी ०2, ५ ) 
4४ ७0 ७ |०६३० ७५७ 380 (५७ २०६०४ 30 ०७५ ५०२६० ४८०५ 
-<03 #घ३४७ ० ७०3७ ०० ५६ ७४५४) ८०:४ 9५ ५४/) 


नमाज़ का बड़ा दर्जा 


नमाज़ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। दूसरी इबादतें इसी सरज़मीन 
(भू-भाग) पर रहते हुए फ़र्ज़ की गईं, लेकिन नमाज़ ऊपरी दुनिया में 
फर्ज़ की गई। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
को ऊपरी दुनिया की सैर कराई और वहां पचास फिर पांच नमाज़ें अता 
की गईं और सवाब पचास का ही रखा गया। अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवज्जोह 
दिलाने पर बार-बार अल्लाह के दरबार में हाज़िर होकर नमाज़ों में कमी 
कराने के लिए दरख़्वास्त करते रहे और दरख़्वास्त कुबूल होती रही, 
ऊपरी दुनिया में बार-बार आपको हाज़िरी होती रही । 

वहां आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की मुनाजात हुई, 
फिर इस दुनिया में आपके साथ आपके सहाबा की और सहाबा के 
बाद पूरी उम्मत की मुनाजात होती रही और क्रियामत तक यह. 
मुनाजात होती रहेगी, इनशाअल्लाइ तआला। चूंकि यह अल्लाह के 





]. फ़लुल बारी, भाग 3, पृ० 46] 





64 मेराज की बातें 
दरबार की हाज़िरी है, इसलिए इसके वे आदाब हैं जो दूसरी इबादत 
के लिए लाजिम नहीं किए गए-बा-वुज़ू होना, कपड़ों का पाक होना 
नमाज़ की जगह का पाक होना, क़िबला रुख़ होना, अदब के साथ 
हाथ बांधकर खड़ा होना, अल्लाह के कलाम को पढ़ना, रुकृअ करना 
सज्दे करना-ये वे चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर किसी दूसरी इबादत की 
शर्त नहीं बनी हैं (गो इनमें से कुछ हुक्म कुछ दूसरी इबादतों से ही 
मुताल्लिक़ हैं। फिर नमाज़ी दो रकूअत के बाद तशह्हुद पढ़ता है जो 
“अत्तहीयातु लिल्लाहि' से शुरू होता हैं हदीस की कुछ शरह लिखे 
वालों ने फ़रमाया है कि तशहहुद में उन्हीं लफ़्ज़ों को दोहराया गया 
है जो मेराज की रात में अदा किए गए थे। हाज़िरी के वक़्त 
आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने तहीया (मुबारकबाद) पेश 
करते हुए अर्ज़ किया “अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु', 
उसके जवाब में अल्लाह की तरफ़ से जवाब मिला 'अस्सलामु अलै-क 
अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू” यह सुनकर आपने अर्ज़ 
किया “अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन' | हज़रत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तौहीद व रिसालत की गवाही दी 
और “अश्हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन-न मुहम्मदन 
अब्दुहू व रसूलुहू० के कलिमे अदा किए।॥' 


५ ब५)३॥)५ (> ++ ४१ ९५४५० ५ 3१35७४४॥ «| २४६ ५७४ ,० ० 5 3 
५५१०/७ ४४० (५५ ० । ५००४०७४॥ ०० । ,6824॥ ५७०८ ५-७) (+-+३४ 
ऊ ०७ >० ह<+ 0७3 4६०+० ६३४० (४० उरी १॥००० (५3 (४-२ 
59 ५५७ 3833 « 3,2०० ५५२२६-० 7:६१ १४:०२ ५३४८४६०। 0०- 
उखच :उ्दांगी 0+ 7७४ (७३० (# २७३४ .४०४। ३.५) ,-+० ५) ४५५६ 
७५/* ७+ 20 3। )->२च ३ ७०८०० ६०५ ७.े। ०६ 0३०२ ३-० ६४४ 


मेराज की बातें 65 


नमाज़ चूंकि बड़े दरबार की हाज़िरी है, इसलिए पूरी तवज्जोह के 
साथ नमाज़ पढ़ने की तालीम दी गई। सुतरा सामने रखने की 
हिदायत फ़रमाई ताकि दिलजमई रहे, इधर-उधर देखने से मना किया 
है। नमाज़ पढ़ते हुए तशबीक यानी उंगलियों में उंगलियां डालने से 
मना फ़रमाया है। खाने का तक़ाज़ा होते हुए और पेशाब-पाख़ाने का 
तक़ाज़ा होते हुए नमाज़ पढ़ने से मुना फ़रमाया है, क्योंकि ये चीज़ें 
तवज्जोह हटाने वाली हैं, इनकी वजह से ख़ुशूअ-ख़ुजूअ बाक़ी नहीं 
रहता जो दरबार की हाज़िरी के ख़िलाफ़ है। 

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के रसूल 








6३ 03 व्मस्प्यीए ०० ७.७) ०५१८४ ०) (०००) 0! 3७.) |» 
3883 "०००० #_कीी ००/े ०2>ब्दर उयो। जी 277 है 042). 
ड ८०छी (3७3। 4:४9 4०५८० ५८ २8 ३०० | (५० २४७... )२ ४४३ 3! (>..+ 
4॥7५० )) ८2 ५७१ ४५७ 6०५.) ०४७ ५-०। ३७७ ,->७- न १० 
2.) 990.०॥ (> > (20 2०५०घ॥ : हम (छ अछेजनी ७; ५-6० ०5४ ,.3 
3४४५९) ९) #५५-०+ उन ४५४४-२५ ५-३ (२०४ ०2५७ (। ,+-« 
89.०) के 3 ८03 ७.५ ,३६४/॥ ६०४६० 0। ००.०) 3७ 3 २०5६००॥॥ 
५५.०४॥ ०4६० (०२ (ध+४) ४४४४०) 9 ७ ,+ ,€&. ३४७०७) २ 9 
2७३५४ ५) उशछा+ नी 9४ | ००१५) उठ ५४१४५५०७५ 
७] १ ७4 ० 20५५ ४०५» (० ) (/०५-००४ (93 2०६५७) | ७५) ५.3 $ 
95-0७ ०७७३० ००४7० २० गली २४ डी) ५६ ० 
<॥ञ0 200 «०१५३० 2०५ २0 ७०२७ ०४५७५ ०.०...) ॥ ५२-२० 
और (>४०-॥५ बनती (० इक +नर “कभी हट +प &४ | ४ ५3५३४५5 
उी8)फा हर जजडी ०० जनों (03०४) )०० ७ ० ४४३ हि! 
बज >०२ (२ ४.98 ॥-# ५ ५४५ (६० और (>> ४0५. | ५३.२ ७-८० 
4७५ 3०-०० ४ ८०२०-७७ 


66 मेराज की बातें 
ख्ल्ल्ल्णज्ौ्ा्डड  नअलक्‍्ननोओि-+ो............ 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जब बन्दा नमाज़ 
में हो तो बराबर अल्लाह की तवज्जोह उसकी तरफ़ रहती है जब तक 
कि बन्दा ख़ुद अपनी तवज्जोह न हटा ले। जब बन्दा तवज्जोह हटा 
लेता है तो अल्लाह तआला की तवज्जोह भी नहीं रहती। हज़रत 
अबूज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इशदि फ़रमाया कि अगर तुममें से 
कोई आदमी नमाज़ के लिएं खड़ा हो तो कंकड़ियों को न छूए, क्योंकि 
उसकी तरफ़ रहमत मुतवज्जह होती है। द 


मिमी की अलशशश क मे हनन निनिलशि लय, 
. मिश्कातुल मसाबीह, पृ० 9 


मेराज की बातें 


आखिरी बात 


हदीस की रिवायतों से मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बेदारी में रू और जिस्म के साथ 
मेराज कराई। अह्ले सुन्नत वल जमाअत का यही मज़हब है। एक 
ही रात में आप मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होकर बैतुल मक़िदस में 
पहुंचे, वहां नबियों की इमामत की, फिर वहां से आसमानों पर 
तश्रीफ़ ले गए, वहां नबियों अलैहिमुस्सलाम से मुलाक़ातें हुईं, 
सिदरतुल मुन्तहा को देखा, बैतुल मामूर को देखा, ऐसी जगह पर 
पहुंचे जहां क़लमों के लिखने की आवाज़ें आ रही थीं। ऊपरी दुनिया. - 
में पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 
बार-बार तवज्जोह दिलाने पर कायनात के पैदा करने वाले के दरबार 
में बार-बार दरख्वास्त पेश करने पर पांच नमाज़ों का फ़र्ज़ होना रह. 
गया और अल्लाह ने पांच नमाज़ें पढ़ने पर ही पचास नमाज़ों के 
. सवाब का एलान फ़रमा दिया। फिर उसी रात में आसमानों से नुज्ुल 
फ़रमाया और वापस मक्का मुअज़्ज़मा तश्रीफ़ ले आए। रास्ते में 
कुरैश का एक क़ाफ़िला मिला। जब सुबह को क्रैश के सामने रात 
का वाक़िया बयान किया, तो वे झुठलाने लगे, लेकिन जब आपने 
बैतुल मक़िदिस के बारे में उनके सवालों के शाफ़ो जवाब दे दिए और 
जिस क़ाफ़िले से मुलाक़ात हुई थी, वह भी पहुंच गया और आपने 
उसके बारे में जो कुछ बताया था, वह सबके सामने सही साबित हो 
गया तो क्रैश का मुंह बन्द ही गया और आगे कुछ न कह सके। 

लेकिन अब आज के दौर के मुल्हिद (ख़ुदा को न मानने वाले) 
मेराज के वाक़िए को मानने में िझकते हैं और कुछ जाहिल बिल्कुल 


68 
ही झुठला देते हैं और कुछ लोगं यों कह देते हैं कि ख़्वाब का वाक़िया 
है। ये लोग यह नहीं सोचते अगर यह ख़्वाब का वाक़िया होता तो 
मुश्रिक उसका इंकार क्यों करते और यों क्‍यों कहते कि बैतुलमक्रिदस 
तक एक महीने की दूरी कैसे तै कर ली और फिर उन्हें बैतुलमक्रिदिस 
की निशानियां मालूम करने की क्या ज़रूरत थी। सूरः इसरा के शुरू 
में 'सुबहानल्लज़ी असरा बिब्दिही” फ़रमाया, इसमें लफ़्ज़ “बिअब्दिही' 
से साफ़ ज़ाहिर है कि आप रूह और जिस्म दोनों के साथ तश्रीफ़ ले 
गए, साथ ही लफ़्ज़ इसरा जो सरा-यसरी के माज़ी के सेगे (भूतकाल) 
से है, यह भी रात के सफ़र करने पर दलील बनता है। ख़्वाब में कोई 
कहीं चला जाए उसको सरा और इसरा के नाम से याद नहीं किया 
. जा सकता, लेकिन जिन्हें मानना नहीं है वे क़ुरआनी आयतों और सही 
हदीसों का इंकार करने में ज़रा भी नहीं झिझकते। द 

मुन्किरों की जाहिलाना बातों में से एक बात यह है कि ज़मीन से 
ऊपर जाने में इतनी दूरी के बाद हवा मौजूद नहीं है और फ़्लां-फ्लां कुरे 
से गुज़रना लाज़िम है और इंसान बगैर हवा के ज़िंदा नहीं रह सकता। ये ._ 
सब जाहिलाना बातें हैं । एक तो इन बातों का यक्रीन क्या है, जिसका 
ये लोग दावा करते हैं और अगर उनकी कोई बात सही भी हो तो 
अल्लाह को पूरी-पूरी कुदरत है कि वह अपने जिस बन्दे को जिस कुरे से 
चाहे, सलामती के साथ गुज़ार दे और बगैर हवा के भी ज़िंदा रखे और 
सांस लेने को भी ती उसी ने ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है। अगर वह 
इंसान को पैदाइश की शुरूआत ही से बगैर हवा और बगैर सांस के ज़िंदा 
रखता, तो उसे इस पर भी क़ुदरत हासिल थी और क्या सकते का मरीज़ 
बगैर सांस के ज़िंदा नहीं रहता? क्या सांस रोकने की मश्क़ करने वाले 
सांस लिए बगैर घंटों नहीं जीते ? कुछ जाहिल तो आसमान के वजूद ही 
के इंकारी हैं, उनके इंकार की बुनियाद सिर्फ़ इल्म का न होना है। इन 


मेराज की बातें क्‍ 69 


हुम इल्ला यख्सरून०” किसी चीज़ का न जानना इस बात की दलील नहीं 
है कि उसका वजूद ही न हो, सिर्फ़ अटकलों से अल्लाह की किताब 
झुठलाते हैं- 


५5:४8; / 0 (६66 ५5५४8; 9 800 (६६४ 

पुराने फ़लसफ़े हों या नए, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों की बातों 
का कोई एतबार नहीं। अल्लाह तआला ने अपनी किताब में सात 
आसमानों के पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया, लेकिन पुराने फ़लसफ़े 
वाले कहते थे कि नौ आसमान हैं और अब नया फ़लसफ़ा आया, तो 
वे एक आसमान का वजूद भी नहीं मानते। अब बताओ इन लगाने 
वालों की बात ठीक है या कायनात के पैदा करने वाले का फ़रमान 
सही है। सूरः मुल्क में फ़रमाया- 


अन्त ०5 283 5० ० #०८९) 

क्या वह नहीं जानता, जिसने पैदा फ़रमाया और वह लतीफ़ व 
ख़वीर है। 

पुराने फ़लसफ़ा वाले आसमान का वजूद तो मानते थे, लेकिन साथ 
ही कहते कि आसमानों में ख़िर्क़ वल क्रियाम नहीं हो सकता, यानी 
आसमान फट नहीं सकता। यह भी उनकी अटकल पच्चू वाली बात है 
कभी न गए, न जाकर देखा। ज़मीन पर बैठे-बैठे सब कुछ ख़ुद ही तै कर 
लिया। जिस पाक जात ने आसमान व ज़मीन पैदा फ़रमाए, उसने तो 
आसमानों के दरवाज़े भी बताए। सूरः आराफ़ में फ़रमाया- _ 

'ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समाइ” और सूरः नबा में फ़रमाया-- 

४४ ८०४५ ८५.८॥ २००३) 





70 क्‍ मेराज की बातें 
वफुतिहतिस्समाउ. फ़-कामत अबवाबा' और आसमान के फटने 
का भी ज़िक्र फ़रमाया जो क़रियामत के दिन ज़ाहिर होगा- 
८45 £८.2)8 और ०६8 ४८.॥ || 
और ह 





७3:४५ ४५% (५४ ४५...) ५६५४५ 

में तज़्किरा फ़रमाया है, इसलिए इन लोगों की बात बिल्कुल झूठ 
है जिन्होंने यों कहा कि आसमान के ख़िर्क़ व क्रियाम नहीं हो 
सकता। 

कुछ लोगों को यह इश्काल-था और कुछ मुल्हिदों को मुम्किन है, 
अब भी इश्काल हो कि एक रात में इतना बड़ा सफ़र कैसे हो सकता 
है? कभी पहले ज़माने में कोई आदमी इस तरह की बात करता तो 
उसकी कुछ वजह भी थी कि तेज़ रफ़्तार सवारियां मौजूद न थीं और 
अब जो नए आले ईजाद हो गए, उनका वजूद न था। अब तो जहद्दा 
से हवाई जहाज़ घंटा-डेढ़ घंटे में दमिश्क़ पहुंच जाता है। अगर इसी 
हिसाब को देखा जाए तो बैतुलमक्र्दिस आने-जाने में सिर्फ़ दो-तीन 
घंटे ख़र्च हो सकते हैं और रात को बाक़ी घंटे आसमानों पर पहुंचने 
और वहां देखने और वहां से वापस आने के लिए मान लिए जाएं, 
इसमें कोई बात नामुम्किन नहीं है। अब तो एक रात में लम्बी दूरी 
ते करने का इश्काल ख़त्म हो गया और यह भी मालूम है कि अल्लाह 
की क़ुदरत ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह चाहे तो तेज रफ़्तार सवारियां हैं, 
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ़्तारी अता फ़रमावे और नई सवारियां 
पैदा फ़रमा दे जो मौजूद सवारियों से तेज़तर हों। सूरः नह्ल में जो 
सवारियों का तज़्किरा फ़रमाने के बाद फ़रमाया है “व यख़्लुकु मा ला 
तालमून०” फ़रमाया है। इसमें मौजूदा सवारियों और उन सब 


मेराज की बातें या 


सवारियों की तरफ़ इशारा है जो क्रियामत तक वजूद में आएंगी। अब 
तो ऐसे जहाज तैयार हो चुके हैं जो आवाज़ की रफ़्तार से भी ज़्यादा 
जल्दी पहुंचने वाले हैं और अभी और ज़्यादा तेज़ रफ़्तार सवारियां 
बनाने की कोशिशें जारी हैं। यही लोग जो मेराज के सफ़र के इंकारी 
हैं या उनके वाक़े होने में तरहुद दिखाते हैं, ख़ुद ही बताएं कि 
रात-दिन के आगे-पीछे आने में (उनके ख़्याल में) ज़मीन पर जो अपने 
महवर पर घूमती है, चौबीस घंटे में कितनी दूरी तै कर लेती है? और 
यह भी बताएं कि सूरज जो ज़मीन के कुरे से करोड़ों मील दूर है, 
किरन ज़ाहिर होते ही कितने सिकेंड में उसकी रोशनी ज़मीन पर पहुच॑ 
जाती है और यह भी बताएं कि जब चांद पर गए थे तो कितनी दूरी 
कितने वक़्त में तै की थी। यह सब कुछ नज़रों के सामने है, फिर 
मेराज में वांक़िए में तरहुद क्यों है? क्‍ 

मेराज वाले सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जिस बुर्रक़ पर तश्रीफ़ 
ले गए थे, उसके बारे में यों फ़रमाया है कि जहां नज़र जाती थी, 
उतने फ़ासलों पर अपना अगला क़दम रखता था, लेकिन यह बात 
साफ़ नहीं है कि उसकी नज़र कहां तक पहुंचती थी। अगर सौ मील. 
पर नज़र पड़ती हो तो मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुलमक्रिदस तक सिर्फ़ 
सात-आठ मिनट की दूरी बनती है, इस तरह बैतुलमक्िदिस तक 
आने-जाने में कुल पन्द्रह ही मिनट ख़र्च होने का हिसाब बनता है और 
बाक़ी पूरी रात ऊपरी दुनिया की सैर के लिए बच गई। क्‍ 

आजकल जद्दा से दमिश्क़ तक हवाई जहाज़ से एकजडेढ़ घंटे का 
रास्ता है। अगर उसी के मुताबिक़ ग़ौर किया जाए तो दो-तीन घंटे 
बैतुलमक्रिदिस आने-जाने के लिए और बाक़ी पूरी रात ऊपरी दुनिया 
की सैर के लिए मान लेने में कोई चीज़ रुकावट नहीं है। 


दर क्र» हि 2 
८२४ ८५ ४) 35 +४०॥ 





72 क्‍ मेराज की बातें 
मोमिन का तरीक़ा यह है कि अल्लाह तआला और उसके रसूल 
सलल्‍ल० की बात सुने और तस्दीक्‌ करे। 
5980५ ४ 5४७;.४॥ 
अब हम आख़िर में क़सीदा बरदा के अशआर (पद) का, जो 


इसरा और मेराज से मुताल्लिक़ हैं ज़िक्र करके इस किताब को ख़त्म 
करते हैं। 


क़सीदा बरदा 


(न ७! ् (कर 0०१ ५४-३5 
(४५४ 2-+ दई ७ ००! (2 )-०५ | 
4... <ए+४ 2... 3.० ८... ५ 
(० ४-32 3)- ५- 0४४४ ५४ ०-२ 
स्पा :9८५<४:4 5 
(४ ७ ९१०० ४-२५-५ (--,-५ 
(७-६? (5५.८५. 6-5४ ७ ६ ८.३५ 
(४४० ००१ 4 ८.5 5 2 
(3-६4 ७.७ नल. 
#-त+++ ०) ४५ +-२ २-2 
3! 48.०१ 6८५ ना ८... 


(९:2४ 2 )-+-०.) (| ६-५२ ७-25 


मेराज की बातें कि 





>त-+55 ०5 ० ४ 
९-७ +-..23 ०५ --# 
8,54५ 5५ ०० ४ ०४ 
४7४5“ +-# १-४ ४५५ 
५-१ ७-२८-४॥००)४५-५० -८५ 
6 ८-१ ८-४३ 8५ $$-65 
| 6) 6 ० -- हे 
(१-$- ४-# .-४)१४.--१- ७-२ 
4-४६ | (०७ ४. ॥ ,-# ०- 
९-५) 62 .ई (-४)-! ९: 


आपने सैर फ़रमाई एक रात में हरमे मक्का से बैतुल मक़रिदिस के हरम 
तक, 

जैसे चौदहवीं रात का चांद अंधेरी रात में जलता है। 

और आप तरक़्क़ी करते गए, यहां तक कि पहुंचे क़ा-ब क़ौसेन के रुत्बे 
को, क्‍ 

जो न इदराक किया जाता है और न तलब किया जाता है। 

और उस रुत्बे की वजह से तमाम नबियों ने आपको खैर मक़्दम 
(स्वागत) कहा, 

जैसे ख़ादिम (नौकर) अपने मर््ूम (स्वामी) को खैर मकदम करते हैं। 
और आप शगाफ़ (दराड़) करते चले गए सातों तबक़ आसमान के, 
जैसे कि एक लश्कर कि उसके निशान वाले (झंडा बरदार) आप हैं, 
यहां तक कि बाक़ी न रखा पेश जाना किसी आगे जाने वाले के लिए 


74 मेराज की बातें 


नजदीकी में और न बाला जाने वाले के लिए बाला जाना | 

हर मंकान को आपने पस्त किया, जैसे कि इज़ाफ़त से ज़ेर होता है, 
इसलिए कि क्‍ द 

आप बुलाए गए बुलन्दी पर जैसे मुनादी मुफ़्रदे इल्म रफ़ा से बढ़ा जाता 
यहां तक कि आप बहरावर हुए ऐसे विसाल से जो कमाल पोशीदा है 
आंखों से और ऐसे राज़ से जो निहायत पोशीदा (छिपा हुआ) है 

पस हासिल हुए ऐसे रुत्बे जो फ़द्ब की वजहें हैं और उसमें कोई शरीक 
नहीं और गुज़रे आप हर मक़ाम में कि वहां कोई और न था 

और बहुत हैं बुज़ुर्गी में वे रुत्वे जो आपको दिए गए। 

और किसी के इदराक में न आईं वे नेमतें जो आपको अता हुईं। 

ऐ इस्लामी गिरोह! बहुत बशारत है कि हमारे वास्ते 

. ऐसा रुक्‍न इनायत हुआ है जो कभी गिरने वाला नहीं , 

जब अल्लाह ने हमारे दाई को अक्रमुररुसुल के ज़रिए 

बुलाया तो हम अक्र्मुलउमम हो गए 





३९4 


3024 





/0840 84, 
5 


8 “0 ”ड 
४ ह & है 
प् ' १ डर 
०265 * 9 कि ५ ६? ७४. ४५ 30% 9५ 0७ २५ >>: + 
). ४ ६४० 5 १५५ $ 5 दे! ० >, प (+ ४६ | को ॥5 50 
3:70 १ ५५ 2, “७९९7: 2६ १ २220९ 07 
्प् ४ध औ 73 


आओ 


। जजोमजा अब नीक नील नील कीदलककील नव कल रअ नकल बा ललल॑क न कक 





